. महाकवि सूरदास 


महाकवि सूरदास 


[ सूरदास के काव्य, जीवन श्रौर भवित का अन्तरंग विवेचन ] 


लेख 
ग्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
ग्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 


७७) त 
No = NO री. 


॥॥॥ मरम एफ सेल. 0५८८७५ 09८4 

1... प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 

| काइमीरी गेट स 
दिल्ली-६ 


Sh. Ghulam Mohamad & Sons. 
Beok-Sellers, Publishers & Stationers 
Govt., Order Suppliers, 


बो. 


Ne 


प्रकाशक 

रामलाल पुरी 
संचालक 

ग्रात्माराम एण्ड संस 
काइमीरी गेट 
दिल्ली-६ 


दूसरा संस्करण 


= 


; 1! 


म्‌ 


मूवीज प्रेस 
चावडी बाज़ार 
दिल्ली-६ ` 


८758 


(६; 050 
Dats 


| 
| 


Aco, No &.॥8907 
९. 


12:.2:.19 6८4 


H ४1 :७ 
/ी १४ णी. 


क 


भारतीय साहित्य, संस्कृति ग्रौर राजनीति के 
मनस्वी साधक 
श्री द्वारिकाप्रसाद जी मिश्र को 
जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन-दर्शन और जीवन-चर्या के साथ 
विश्व-समाज॑वाद की ग्राधुनिक कल्पना को 
श्राश्रय दिया है 


~ 


प्रावकथन 


हिन्दी में साहित्यिक श्रनुशीलत का कार्य बहुत-कुछ सुनिश्चित गति से 
आगे बढ़ रहा है । श्राधुनिक युग के आरम्भ में हमारे ग्रतुशीलन की दिशा 
स्पष्ट न थी । सांप्रदायिक और परंपरावादी दृष्टियों का प्राधान्य था । पांडित्य 
की प्रचुरता तो थी, परन्तु उसका प्रयोग अधिकतर शास्त्रार्थी-पद्धति पर किया 
जा रहा था । लोग वाल की खाल श्रधिक निकालते थे । यदि किसी दार्शनिक 
मतवाद का प्रश्‍न उठा, तो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म सूत्रों का ऊहापोह होने लगता । 
पांडित्य के बल पर लोग श्रपने-ग्रपने पक्ष की प्रतिष्ठा और विपरीत पक्ष का 
निरसन करने लगते । एक'ही ग्रंथ के भीतर ढत, भ्रढ्व॑त, विशिष्टाद्वत, इँताइत 
आदि के बहुमुखी सिद्धान्त ढूँढे जाते थे । “रामचरितमानस” के अन्तर्गत इन 
विविध मतों की स्थापना की गई । यदि साहित्यिक चर्चा उठी तो श्रलंकारों के 
लक्षणों और भेदों में ही पंडितों की प्रतिभा टकराने लगी । भाषा-सम्बंधी शोधों 
में भी पुरानी परंपरा का अनुसरण होता रहा । इस सम्पूणं ग्रारमिभिक शोध 
में सुस्पष्ट दृष्टिकोण, प्रणाली और लक्ष्य का अभाव चा । 

अनुशी लन-सम्बन्धौ एक नया श्रव्याय तब शारम्भ हुआ जब परिचिमी 
पंडितों की छत्रःछाया में भारतीय पंडित भी प्राच्य-प्रनुसंवान (011010) 
Research) के कार्य में संलग्न हुए । परन्तु इन पंडितों की सबसे बड़ी कमी 
यह थी कि वे अपने पश्चिमी अभिभावकों द्वारा बाँधी गई लीक से बाहर निकलने 
में असमर्थ थे । यत्र-तत्र देश-प्रेम या राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर वे पदिचमी 
पंडितों के निर्णयो में थोड़ा-बहुत परिवतंन कर देते थे, पर इससे श्रधिक नहीं । 
लोकमान्य तिलक की भाँति एकदम नया निर्देश करने वाले व्यक्ति विरल थे 
और पांडित्य के क्षेत्र में विद्रोही माने जाते थे यह नई पंडित-मंडली राष्ट्रीयता 
की प्रतिनिधि मानी जाती थी, परन्तु उसके कार्यों में पाश्‍चात्य अनुकृति का 
तत्त्व ही प्रमुख था । हम यह नहीं कहते कि भारतीय साहित्य के पश्चिमी 
विवेचकों से हमने कुछ पाया ही नहीं--हमारा अनुशीलन लाभान्वित ही नहीं 
हुआ; परन्तु. हम यह्‌ श्रव्य कहेंगे कि भारतीय वस्तुरों को पर्चिमी निगाह से 
देखने वाले लोगों में एक मौलिक दृष्टिदोष तो था ही? 

ग्रियसन और उनके भारतीय अनुयायियों ने भाषा और साहित्य-सम्बंधी 
अनुशीलन की एक “नई प्रणाली निकाली और एक नवीन परम्परा स्थिर की । 
परन्तु इन श्रम्वेषकों के द्वारा भी हिन्दी का साहित्यिक ग्रनुशीलन पूर्णतः राष्ट्रीय 


8 महाकवि सूरदास 


अथवा वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित न हो सका । साहित्यिक मानदंड भी बहुत- 
कुछ भ्रनिदिष्ट ही रहे । उदाहरण के लिए मिश्र बन्धुओं की साहित्य-समीक्षा 
और अस्वेषणों को देखें, तो उस शेली की सारी नवीनता श्रपनी समस्त दुर्वल- 
ताश्रों के साथ हमारे समक्ष ग्रा जाती है। मिश्र वन्धुओं को हम ग्रियसं न-अनुयायी 
समीक्षक ही कह सकते हैं, यद्यपि अपनी अनेक त्रुटियों के लिए वे स्वयं ही 
जिम्मेदार हें । 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के श्रवतरण 


से हिन्दी की साहित्यिक दृष्टि एकदम संवर उठी । द्विवेदी जी युगनद्रष्टा थे | 


और शुक्ल जी थे साहित्य के सच्चे भाव-ट्रष्टा । दोनों के समागम से हिन्दी 
की साहित्यिक चेतना बहुत-कुछ परिपुष्ट हो गई । शुक्ल जी ने हमारे साहित्यिक 
अ्रनुशीलनों को नई प्रेरणा दी । उनकी दृष्टि पूर्णतः सांस्कृतिल और शालीन 
थी । वे शक्ति, शील और सोन्दय के उपासक थे । उन्होंने हिन्दी-साहित्य का 
धारावाहिक विकास-क्रम दिखाकर ,हमें श्रेष्ठ कवियों का परिचय कराया । 
उनकी दृष्टि मुख्यतः भावात्मक और साहित्यिक थी, श्रतएव वे ्रन्य दृष्टियों 
से महतत्वपूणां कार्थ करने वाले लोगों का स्वागत करने को तैयार न 
ये । साथ ही उनका ग्रनुशीलन विशुद्ध शास्त्रीय श्रथवा ऐतिहासिक भूमि पर 
ग्रधिष्ठित न था । वे साहित्य के महान्‌ उन्नायक और प्रेरक थे, कदाचित्‌ 
इसीलिए तटस्थ श्रनुशीलन की लीक पर चलने में वे श्रसमर्थ भी थे । 
उदाहरण के लिए शुक्ल जी के भक्ति-सम्बन्धी विवेचनों को देखिए 
भक्ति का विकास दिखाते हुए उन्होंने जो चर्चां की हैं, वे तो दार्शनिक दृष्टि 
से श्रौर न ऐतिहासिक क्रम के अनुसार श्रत्यन्त प्रामाणिक या शास्त्र-समस्त ह्‌ँ । 
उनके समस्त विवेचन उनकी श्रपनी सद्भावनाग्ों पर भ्राश्रित हैं, यद्यपि शास्त्र 
का नामोल्लेख भी वे करते गए हैं । भक्ति और धर्म ग्रादि की जो परिभाषाएँ 
उन्होंने की हैं, वे उनकी स्वतन्त्र रुचि की परिचायक हैं । यद्यपि शवलजी का 
यह समस्त विवरण अतिशय उदात्त और रोचक है, परन्तु पुर्णत: तटस्थ और 
प्रामाणिक नहीं । साम्प्रदायिक और परम्परागत विवेचन-पद्धति से छटकारा देने 
रौर एक व्यापक मानव दृष्टिकोण का संस्थापन करने में शवलजी समर्थ हुए 
- परन्तु उनकी व्यास्याग्रों श्रौर विवेचनों में इतिहास-सम्मत तथ्यों का उदघाटन 
सवेत्र नहीं पाया जांता । 
साहित्यिक कृतियों और साहित्य-शास्त्र की पद्धतियो का निरूपण करने 
में भी शुक्लजी ने अ्रसाधारणा ग्रन्तद्‌ ष्टि का परिचय दिया है । सच पूछिए 
रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आ्रादि सम्प्रदायों की जो व्याख्याएँ ग्राज प्रचलित हँ 


|| 


प्राक्कथन ७ 


वे प्रमुखतः शुक्ल जी द्वारा ही उद्भावित हैं । इस क्षेत्र में भी शुक्ल जी का कार्यं 
पूर्णत: शास्त्र-सम्मत नहीं है, परन्तु यहाँ वे श्रधिक मनोयोग पूर्वक शास्त्र-पक्ष का 
श्रनुशीलन कर सके हैं । रीति-काल की बँधी हुई परिपाटी से साहित्य-शास्त्र की 
मुक्ति कराने का-श्रेय हिन्दी की सीमा में शुक्ल जी को ही प्राप्त है, परन्तु 
शुक्ल जी के व्यक्तिगत मतों और श्राशयों से यह क्षेत्र भी शून्य नहीं है । 

कवियों और कृतियों की धारावाहिक समीक्षा करने में शुक्ल जी ने 
एक नई ही पद्धति का ग्राविर्भाव किया, जिसे हम शुत्रल-पद्धति ही कह सकते हैं । 
शुक्ल जी की समीक्षा-दूष्टि श्रतिशय मामिक थी, परिणाम-स्वरूप उनकी 
समीक्षाश्रों ने जो साहित्यिक चेतना उत्पन्न की वह पर्याप्त विशद भ्रौर स्वस्थ 
थी । एक नया मानदंड शुक्ल जी ने संस्थापित कर दिया, जिसके श्राधार पर 
हिन्दी-समीक्षा उत्तरोत्तर उन्नति करती रही है । वास्तव में शुक्ल जी का 
समस्त कार्यं नवयुग के सच्चे साहित्याचाय का कार्य है । उन्होंने स्वतः एक 
नवीन समीक्षा-धारा का प्रवर्तन किया । उन्हें किसी प्राचीन मत का उद्घाटक 
या विश्लेषक-मात्र मानना उचित नहीं । इसीलिए शुक्ल जी की दी हुई समस्त 
नई विधियों का कृतज्ञ होते हुए मी उन्हें ऐतिहासिक श्रन्वेषक श्रथवा शास्त्र- 
प्रवक्ता की वस्तुमुखी प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती । 

हिन्दी-श्रनुशीलन शुक्ल जी का ऋणी है, परन्तु दुसरे रूप में । उन्होंने 
ग्रनुशीलन-कार्यं को नई चेतना दी, नया मार्ग-निर्देश किया । शुक्ल जी के 
श्रनुशीलनों में दार्शनिक श्रौर साहित्यिक निष्पत्तियाँ, सँ द्धान्तिक ग्रौर व्यावहारिक 
समीक्षाएँ, एक ही भूमिका पर प्रतिष्ठित हैं । ज्ञान के श्रनेक क्षेत्रों में शुक्ल जी 
एक ही दृष्टि लेकर गए--वह दृष्टि थी भावात्मक ग्रौर सांस्कृतिक । । अनुसंधान 
के विभिन्न विषयों को एक-दूसरे से पृथक्‌ मानकर उनमें अलग-अलग दृष्टियों 
से प्रवेश करना शुक्ल जी को ग्रभीष्ट न था । कदाचित्‌ इसीलिए उनकी 
उपपत्तियों और विवेचनों में ऐतिहासिक वस्तुमत्ता श्रौर छोटे-से-छोटे विवरणों 
की खोज करने की प्रवृत्ति नहीं है । संक्षेप में उनके श्रनुशीलन का श्राधार 
ब्यापक और एकरस है, विभाजित और श्रेणीबद्ध नहीं । वे सीमित 
विशेषज्ञता (806०१८७७०1) के मागं पर कभी नहीं चले | 

शुक्ल जी के पश्चात्‌ हिन्दी-ग्रनुशीलन की शैली और विधि बदलने 


` लगी है । साहित्य के दार्शनिक, सांस्कृतिक श्रथवा कला-पक्ष की स्वतंत्र ओर एक 


दूसरे से ग्रसंपूवत मीमांसा होने लगी हैं । कुछ समीक्षक किसी एक तथा कुछ 
किसी दूसरे पक्ष को प्रमुखता देने लगे है । साहित्यिक विवेचना में. वे सैद्धान्तिक 
हों या प्रयोगात्मक, नई व्यापकता श्राती जा रही है । हिन्दी के ग्रधिकांश विवेचक 


८ महाकवि सूरदास 


साहित्यिक अनुशीलन को अधिक महत्त्व दे रहे हें । कुछ ने सांस्कृतिक और 
दार्शनिक पृक्षों तथा कुछ ने समाज-शास्त्र श्रौर इतिहास के तत्त्वों को प्रमुखता 
दे रखी है । कुछ थोड़े से लोग भाषा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं । 

यद्यपि शुक्ल जी की भाँति विविध विषयों और पक्षों को समग्र रूप से 
लेकर चलना आज के साहित्यिक ग्रध्येता के लिए न तो संभव ही हैम्रौर न 
आवद्यक ही, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से हमारी साहित्यिक चेतना हमारे समस्त 
अनुशीलनों में सजग श्रौर सर्तक रहनी चाहिए, अन्यथा हम साहित्य-सम्बंधी 
मूलवर्ती सांस्कृतिक दृष्टिकोण को खो बैठेंगे, जो एक श्रत्यन्त हानिकर वात 
होगी । 'कला के लिए कला' की भाँति 'श्रनुशीलन के लिए श्रनुशीलन' की 
पीठिका हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती । हम जिस किसी कार्य में लगे रहें, 
उसके श्रात्यंतिक स्वरूप श्रौर मूल्य को भूल न जायें । यदि हमारे श्रनुशीलनों 
में यह मूलवर्ती चेतना काम नहीं करती जो उस श्रनुशीलन को आशय प्रदान 
करती है, तो हमारा सारा कार्य यांत्रिक हो जायगा ग्रौर हम ज्ञान-विकास के 
मूलवर्ती उद्देश्य से भी हाथ धो वेठेंगे । 

सारांश यह कि हमें विषयों और वस्तु्रों का सापेक्षिक मूल्य भूलकर 
्रन्वेषण में प्रवृत्त नहीं होना है । हमारे समक्ष ग्रनसंधेय विषय और वस्तु की 
रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए | उदाहरण के लिए यदि हम बिहारी या देव 
के साहित्यिक कृतित्व का श्रनुशीलन कर रहे हैं तो हमारी सारी विद्या-वुद्धि 
उक्त कवियों के काव्य-रहस्यो को समझने श्रौर उनका उद्घाटन करने .में भले 
ही लग जाय, किन्तु हम यह स्मरण रखें कि साहित्य के न्यायालय में उन 
कवियों की विशेषता श्र महत्त्व अतिरंजित होकर उपस्थित न किये जाये । 
खेद है कि हम सदैव सत्य के इस सापेक्षिक स्वरूप का स्मरण नहीं रखते 
जिससे न केवल हमारे निर्णायों में, प्रत्युत हमारे मापदंडों में भी भ्रान्ति की 
संभावना बनी“ रहती है । 

हमारे साहित्यिक श्रनुशीलनों में एक और त्रुटि पिछले कुछ समय से बढ़ती 
जा रही है। हम श्रनुशीलन तो साहित्यिक कृतियों का करते हैं, परन्तु हमें 
साहित्यिक विशिष्टता का ज्ञान नहीं रहता और हम केवल नामोल्लेखों या 
समयानुक्रम-संग्रहों से ही संतोष कर लेते हैं ऐसे ग्रनुसं धान पूर्णतः भ्रसाहित्यिक 
कहे जायेगे, क्योंकि उनमें न तो साहित्य के वैशिष्ट्य को निर्धारित करने वाली 
कोई माप-रेखा रहती है श्रौर न रचना के सांस्कृतिक या कलात्मक महत्त्व पर 
किसी प्रकार का प्रकाश पड़ता है । जब तक साहित्यिक रचना के वैशिष्ट्य का. 
निरूपण न हो--जब तक हम सजीव साहित्य के समीप पहुंचकर उसे न 


प्राक्कथन | ६ 


देखें--तब तक हमारे श्रनुशीलन का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार 
साहित्यिक कृतियों के मूल्यों की भ्रान्त घारणा अनुशीलन का दोष है, उसी 
प्रकार उनके मूल्य के सम्बंध की धारणा-रहित खोज भी साहित्यिक अनुशीलन 
का अपवाद है। ऐसे ग्रनृशीलनों से केवल विषय-सूची का काम लिया जा 
सकता. है । 

ऊपर के वत्रतव्य का यह ग्रर्थ नहीं कि शुक्ल जी के पश्चात्‌ हिन्दी में 
ग्रनुशीलन-सम्त्रंधी नया काम हुआ ही नहीं, और न हम यही कहना चाहते हैं 
कि नए समीक्षक और साहित्यिक श्रध्येता शुक्ल जी की लकीर ही पीटते 
जा रहे हैं । काव्य-कृतियों और काव्य-सिद्धान्तों पर अ्रधिक संदिलष्ट कार्य भी 
हुआ है । विशेषकर सैद्धान्तिक पक्ष में पूर्व और पश्चिम के समीक्षा-मानों को 
एक समश्वित स्तर पर लाने की चेष्टा की जा रही है । इसी प्रकार साहित्य 
के विविध रूपों और साहित्य-्रष्टाओं तथा उनकी कृतियों को उचित सामाजिक 
और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर परखने का प्रयत्न भी किया गया है । विशुद्ध 
साहित्य-समीक्षा के स्तर से दाह्र जाकर कवियों और रचनाकारों के एति- 
हासिक और सांस्कृतिक कार्यों और तत्कालीन देश-काल पर उनके प्रभावों का 
विवेचन भी किया जा रहा है । सामयिक साहित्य की समीक्षा में समाज की 
परिवर्तित परिस्थितियों के आकलन के साथ कवि और उसकी रचना के मनो- 
वैज्ञानिक स्वरूप और प्रभाव को परखने की चेष्टा भी की जाने लगी है। सारांश 
यह कि ऐतिहासिक वस्तु-स्थिति, सामाजिक विकास-क्रम, रचयिता के व्यवितत्व 
और विचार-धारा के साथ रचना के मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक उपकरणों 
का श्रध्ययन नवयुग के समीक्षकों द्वारा किया जा रहा है। नए युग के साहित्यिक 
अनुशीलन का प्रतिनिधि स्वरूप इन्हीं तत्त्वों पर ्राधारित है । ; 

इसी समय दो नवीन मतवाद प्रतिष्ठित होने लगे हैं जो हमारे साहित्यिक 
ग्रध्ययन और विवेचन को किस नई दिशा में ले जायेंगे, अभी कहा नहीं जा 
सकता । ग्रभी इनकी गतिविधि सुनिश्चित नहीं है । सामाजिक विकास और 
परिवर्तन के तत्त्व को तो नए समीक्षक भी स्वीकार करते हैं, परन्तु नव्यतम 
मतवादी वर्ग-संघर्ष के श्राधार पर होने वाले सामाजिक परिवर्तन की एक विशेष 
रूपरेखा निर्धारित करते हैं और उसी को परिवतंन का मूलाधार मानते हैं । 
दूसरी विशेषता यह्‌ है करि ये काव्य-साहित्य को राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति का 
उपादान न मानकर केवल विभिन्न समयों की वर्गीय संस्कृति का स्मृतिचिन्ह 
मानते हें । इस प्रकार साहित्य और कलाएँ वर्गीय विकास की सीमा में बंध 
जाती हैं श्रौर भ्रपना स्थायी सांस्कृतिक मूल्य खो बैठती हँ 


१० महाकवि सूरदास 


न केवल साहित्य का सृजन उन-उन समयों के सामाजिक यथार्थ, अ्रथवा 
वर्गीय संघर्ष की स्थिति-विशेष से परिचालित होता है, वह उस समय के 
सत्ताधारी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है और साथ ही उसका प्रचार-प्रसार 
आस्वादन और उपयोग भी वर्गीय सीमाग्रों से वेष्टित होता है। यदि कोई 
वर्गीय साहित्य सामान्य जन-समाज तक पहुँचता है, तो उक्त सत्ताधारी वर्ग के 
ही लाभ के लिए । वह जन-समाज को भुलावे में डालकर अपने वर्गीय या 
शरेणी-उद्देक्य की पुति किया करता है । 

ईज प्रकार यह नया मतवाद नीचे लिखे क्रान्तिकारी विचारों को संमुख 
रखता हे--१ समस्त साहित्य वगंगत होता है, वर्ग विशेष की संस्कृति का 
पोषण करता है श्रौर तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का ही प्रतिबिम्ब हुआ करता 
है । २. केवल वर्गहीन समाज का साहित्य ही सार्वजनिक होता है, शेष सम्पूर्ण 
साहित्य वर्गो की सीमा में परिवद्ध रहता है । ३. राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति 
नाम को कोई वस्तु नहीं होती, केवल वरं गत संस्कृतियां ही हुआ करती हैं । 

आरम्भ में यह मतवाद बड़ी कटुरता के साथ अपने तिर्णयों को प्रस्तुत कर 
रहा था, परन्तु कुछ समय से यह अधिक संतुलित श्राधार ग्रहण करने लगा है । 
अब यह्‌ स्वीकार किया जाने लगा है कि यद्यपि साहित्य सामाजिक यथार्थ की 
उपज है, पर वह सामाजिक यथार्थं लेखक या रचयिता को किसी एक ही विधि 
से नहीं, श्रनेक विधियों से परिचालित करता है, जिसके कारण साहित्यिक कृतियों 
में श्रनेकरूपता ग्राती है । साथ ही कवि और लेखक अपनी सामयिक वर्गीय 
स्थिति के प्रति कोई एक ही प्रतिक्रिया नहीं व्यंवत करते, अनेक प्रकार की 
प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जो उस समय के साहित्य को प्रगतिशील, अप्रगतिशील 
या इनकी मध्यवर्ती स्थितियाँ देती हैं । इसी के साथ नए मतवादी साहित्य के 
उन मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को भी स्वीकार करने लगे हैं, जो वर्गवाद 
की कठोर सीमाग्रों को बहुत-कुछ लचीला बना देते हैं । म 
. कैमश: यह नया मतवाद अपनी कट्टरता का परित्याग करके हिन्दी-श्रनु- 
शीलन की स्वाभाविक परम्परा में श्रपना उपयोगी स्थान बनाने की तैयारी 
कर रहा है। निश्चय ही इस नवीन शैली के अनुयायी साहित्य की सामाजिक 
प्रेरणाओं का श्रविक बिस्तार और बारीकी से श्रध्यसन करेगे । कदाचित्‌ जब 
वे यह कायं करने लगेंगे तव उनके अनुभव श्रौर उनकी धारणाएँ उन्हें और 
भी संतुलित श्रौर यथार्थ निणांयों तक पहुँचा सकेंगी । एक दूसरी विशेषता, जो 
- इन समीक्षकों द्वारा हमारे साहित्यिक भ्रनुशीलन में लाई जा सकेगी, साहित्य के 
समाजोपयोगी स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी । वर्तमान साहित्य एक बड़ी सीमा तक 


Se 


त. 


प्राक्कथन २१ 


स्वनिष्ठ ग्रौर ऐकान्तिक होता जा रहा है । कवि और लेखक जीवन और 
समाज के प्रति उत्तरदायित्व खोते जा रहे हें । नया विवेचन उन्हें बहुत-कूछ 
सचेत करने में सहायक होगा । 

ऊपर निर्दिष्ट किये गए नवयुग के संस्कृतिवादी समीक्षकों से इन वर्गवादी 
समीक्षकों का किन विषयों में कितना मतभेद होगा, यह श्रब तक स्पष्ट नहीं 
हो पाया । दोनों श्रेणी के समीक्षक एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी 
सामाजिक श्रौर साहित्यिक दृष्टियों में श्रन्तर अवश्य हैं । पर दोनों ही साहित्य 
की सार्वजनिक उपादेयता के हिमायती हैं, इसलिए यह श्रसम्भव नहीं कि 
दोनों के ग्रनुशीलन श्रादान-प्रदान की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा एक-दूसरे के 
समीप पहुँचने लगें । सिद्धान्तों श्रौर जीवन-दृष्टियों में अन्तर होते हुए भी 
व्यावहारिक धरातल पर दोनों का समीप ग्रा जाना श्राइचर्य की बात न 
होगी । 

जहाँ एक ओर यह नया सामाजिक दर्शन हिन्दी साहित्य की विचार-भूमि 
में प्रवेश कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर भनोविज्ञान--कोरा व्यत्रितमुखी और 
ऐकान्तिक मनोविज्ञान भी--मनोविश्लेषण के एक नए तत्त्वज्ञान का विज्ञापन 
करने लगा है । इस नए तत्त्वज्ञान की मूल प्रतिज्ञा यह है कि साहित्य और 
कलाग्रों का सम्बन्त्र व्यवित के अअन्तर्मन से रहा करता है, ग्रौर साहित्य प्रत्येक 
अवस्था में इस श्रन्तर्भन की ही ग्रभिव्यवित होता है । सामाजिक प्रगतियाँ 
और मानव-विकास हमारे इस मूल या श्रादिम मानस को बदल देने में ग्रक्षम 
हैं श्रौर यह आदिम मानस ही साहित्य तथा कलाश्रों का प्रेरक है । जो कुछ 
परिवर्तन साहित्य या कलाग्रों के क्षेत्र में होते हें, वे सब औपचारिक हैं, और 
केवल हमारी ग्रम्तश्चेतन वृत्ति को ही नाना छद्म वेशों में उपस्थित करते हैं । 

हमारी मूल वृत्तियों का उदात्तीकरण भी होता है, परुतु त्यन्त सीमित 
रूप में और केवल दिखावे के लिए। उससे साहित्य की मूल प्रेरणा और 
कलागत प्रभाव पर कोई विशेष श्रसर नहीं पड़ता । बल्कि यदि कोई साहित्यिक 
कृति ग्रत्यधिक उदात्त या बौद्धिक हो गई है तो वह श्रपना वास्तविक प्रभाव 
और ग्रनुरंजकता व्यवत्‌ करने में एक बड़ी सीमा तक असमर्थ रहेगी । 

धामिक साहित्य, भक्ति और ग्रात्मोन्मुखी दर्शन आदि मनोविदलेषण की 
कसौटी पर कसे जाने पर अनेक ग्रस्वाभाविक कुंण्ठाश्रों के परिणाम सिद्ध होते 
हैं । परन्तु यह सारा-का-सारा विश्लेषण व्यबितमूलक है जब कि धर्म ओर दर्शन 
की विवियाँ और निर्देश पूर्णतः सार्वजनिक हैं । बिना बाह्य जगत्‌ की परिस्थि- 
तियों और श्रावइयकतागओं का ग्राकलन किये केवल किसी भक्‍त, कवि या दार्श- 


१२ महाकवि सूरदास 


निक का मनोविश्लेषण करने बैठ जाना बड़ा ही चिन्तनीय प्रयोग जान पड़ता 
है । प्राचीन काल में धमं श्रौर दर्शन के साथ युग की समस्त विकासोन्मुख 
संस्कृति जुड़ी हुई थी । बिना उस सम्पूर्ण विकास का लेखा लगाए व्यक्तिगत 
मनोभूमि का विश्लेषण करने लगना भयानक एकांगिता है। 

आ्राइचर्य तो यह है कि प्राचीन विकासोन्मुख धर्म और संस्कृति का विवेचन 
करने में वर्गवादी श्रथवा भौतिक यथार्थवादी आलोचक भी उतने ही अनुदार 
हैं जितने ये श्रादिम मानस के प्रतिष्ठाता 'विशलेषणवादी' । कदाचित्‌ ये इस 
सत्य का ही उद्घोषं करते हैं कि श्रतिवादी सीमा पर पहुँचकर दो प्रतिपक्षी 
मिल जाते हैं (0०४६०५ 7९०४) यदि यह बात है तो सत्य इन दोनों से 
दुर है और वह तटस्थ ऐतिहासिक और भावात्मक श्रनुशीलन द्वारा ही उप- 
लब्ध हो सकता है। 

हम यह नहीं कहते कि मनोविश्लेषण-सम्बन्धी इस सिद्धान्त का साहित्य 
की सीमा में कोई उपयोग ही नहीं । सम्भव है, साहित्यिक निर्माण तथा 
उसके ग्रास्वादन की प्रक्रिया में मानव की उस ग्रादि-जात प्रवृत्ति का स्थान 
हो जिसे काम-वृत्ति कहते हैं । यह भी असम्भव नहीं कि इस तत्त्व-ज्ञान की 
सहायता से उन अनेक रचनाओं का सम्यक्‌ विश्लेषण. किया जा सके जिनमें 
रचयिता की मनोवृत्ति श्रतिशय कुंठित, ग्रन्तमु ख और अस्वस्थ रही है । 
उन सामाजिक परिस्थितियों का श्रध्ययन भी उपादेय होगा जिनमें इस प्रकार 
की ग्रस्वस्थ कुण्ठाएँ इतनी इफरात के साथ पनपती और बढ़ती हैं । हम इस 
सिद्धान्त की सहायता से साहित्य की उन शैलियों और रचना-प्रकारों को भी 
समझ सकेंगे जिनमें श्रस्वस्थताजन्य कल्पनाों श्रौर प्रतीकों का बाहुल्य हुश्रा 
करता है | परन्तु सूर और तुलसी-जैसे महान्‌ और प्रतिनिधि कवियों का 
विश्लेषण इस एकांगी आधार पर करना अनुचित और अशोभनीय होगा । 

_ इसी प्रकार वर्गवादी समाज-दर्शन के घेरे में भी सूर-जेसे महान्‌ प्रतिभा- 
शाली कवि नहीं समा सकते । महान्‌ प्रतिभा समय, समाज या सिद्धान्त-विरेष 
की चौहद्दी में न रहकर उनका ग्रतिक्रमण कर जाती है । ऐसी ही प्रतिभा वाले 
कवि राष्ट्रीय सम्पत्ति बन जाते हैं । मनोविश्लेषण और मार्क्सवादी समाज-दर्शन 
के कट्टर श्रनुयायी भी प्रतिभा की ्रसीम और अनिर्देश्य संभावनाग्रों को स्वीकार 
करते हैं । स्वयं फ्रायड ने 'लिग्रोनार्डो ड विन्सी' के व्यक्तित्व ग्रौर उसकी कला 
का विश्लेषण करते हुए यह स्वीकार किया है कि लिग्रोनार्डो के वैयक्तिक 
मनोविइलेषण से उसकी कला के महान्‌ सौन्दर्य और प्रभावशालिता का कोई 


1 


प्राककथन १३ 


अ्रन्दाजा नहीं लगता । मार्क्सवादियों ने भी ग्रपवाद रूप में आसाधरण प्रतिभा 
की लोकोत्तरता स्वीकार की है । 

प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए हमने सूर को इन नवीन मतवादों के प्रयोग- 
क्षेत्र से दूर ही रखा है । प्रथम ग्रध्याय में भारतीय धर्म,की एक विशेष साधना 
के रूप में भक्ति का विकास प्रदर्शित किया गया है । सामान्य अनुराग, समादर 
और श्रद्धा से आगे बढ़कर क्रमशः जीवन में जो श्रपार निष्ठा संनिविष्ट होती 
है, वही भक्ति का नाम ग्रहण करके एक महती जीवन-साधना बन जाती है। 
यह साधना स्वभावतः अत्यंत गहन और ऐकान्तिक होती है, परन्तु इसका लोक 
पक्ष भी उतना ही व्यापक और उदात्त होता है वर्तमान युग .की ऐकान्तिक 
प्रवृत्तियों को भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे न तो किसी जीवन-व्यापी 
साधना से संबद्ध होती हैं और न उनका लोक-पक्ष ही वेसा प्रशस्त होता है । 
किस प्रकार भक्ति के द्वारा.जीवन के श्रात्मिक ग्रौर नैसिक पक्षों में परिपूर्णता 
आई थी और भव्ति-मागं ऐकान्तिक होता हुआ भी कंसे लोकादशे बन गया था 
यह्‌ 'भवित के विकास' में प्रदर्शित किया गया है । / 

यह भक्ति-मार्ग इतना प्रशस्त और बहुमुखी था कि इसकी सीमा में 
अनेक बौद्धिक और दार्शनिक निरूपणों ने स्थान बना लिया था। ग्रागे 
चलकर ये दार्शनिक निरूपण सम्प्रदायबद्ध हो गए अर. इनमें बहुत-कुछ 
संकीर्णता और कट्टरता भी ग्रा गई । ये पूजा-उपचार की बाहरी विधियों को 
प्रमुखता देने लगे । परन्तु मूलतः ये सभी भविति की महान्‌ साधना के अ्रद्धभून 
थे । ये केवल यह सिद्ध करते थे कि भक्ति की विस्तृत सीमा में श्रनेक जीवन- 
दृष्टियों के लिए स्थान है । ईश्वर, जीव या जगत्‌-संबन्धी विचारों में कितनी 
ही भिन्नता क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति-मार्ग का श्रनुयायी हो सकता है । 
दूसरे अध्याय में भक्ति की विशाल प्रवाहिनी में दर्शन के कितने महापोत चला 
करते थे, इसका इंगित या उल्लेख किया गया है । 

तीसरे अध्याय में सूर की जीवनी के वे विवरण दिये गए हैँ जिन पर 
विवाद दूर होता जा रहा है और लोग एकमत होते जा रहे हैं। इस जीवनी 
के ग्राधार पर किसी प्रकार के साहित्यिक निष्कर्ष निकालना, जब तक वे 
दूसरे प्रमाणों द्वारा भी पुष्ट न होते हों, समीचीन नहीं है । उदाहरण के लिए 


‘As artistic talent छा productive activity are intimately 

connected with sublimation, we have to admit that also the 

, nature of artistic attainment is psychoanalytically inaccessible 
to ‘Leonardo Da Vinci——Sigmund Freud, P.127-28. 


१४ महाकवि सूरदास 


यह समझना कि सूर का काव्य विनय शौर लीला के दो अंशों में विभाजित 
है, जिनमें से एक का निर्माण कवि के वैष्णाव मत में दीक्षित होने के पहले 
और दुसरे का उसके पश्चात्‌ हुआ--और इस संदिग्ध निर्णय के आधार पर इन 
. दोनों श्रंशों में दो भिन्न मतों या दर्शनों की छाया देखना बड़े ही खतरे का काम 
है । जीवनी जीवनी ही है, उससे ग्रधिक कुछ नहीं । 
चौथे अध्याय में सूर के काव्य की मनोवैज्ञानिक और भावात्मक पीठिका 
तैयार की गई हे । एक विशिष्ट ग्राध्यात्मिक दर्शन के समकक्ष उनकी काव्य- 
धारा प्रवाहित हुई है, यह पाँचवे अ्रध्याय में प्रदर्शित किया गया है। इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि सूर का काव्य लौकिक श्रृङ्गार को भूमि पर स्थित 
नहीं है. वह उनके अध्यात्म-दर्शन का प्रस्फुटन है । छठे ग्रध्याय में यह दिखाने 
की चेष्टा की गई है कि सूर का काव्य युग की सांस्कृतिक श्राकांक्षाग्रों की 
पूति करता है श्रौर एक नए सांस्कृतिक धरातल का निर्माणं भी करता है 
जिसकी सीमा में उनकी रचनाएँ उच्चतम जीवन-मर्म की अ्रभिव्यक्ति कर सकी 
हैं । यही उन ग्रसाहित्यक समीक्षकों के समाधान में भी दो-चार बातें कही 
गई हैं, जो सूर के काव्य पर अनैतिकता का आरोप करते हैं । 
इन भ्रध्यायों में हमारी विवेचना एक विचित्र इन्द्र या ग्रंतःसंघर्षं से होकर 
निकली है । एक ओर समक्ष सूर का भवित-काव्य था, जिसकी मार्मिकता 
असंदिग्ध थी और दूसरी ओर उक्त काब्य में वशित कतिपय ऐसे प्रसंग थे जो 
स्पष्टतः अतिशय श्रङ्गारिक हैं । कुछ स्थान ऐसे भी थे जो श्राधुनिक “नैतिक 
मानों के अनुकूल नहीं पड़ते । हम किस सीमा तक इन दोनों में सामंजस्य 
देखें ? यदि इन्हें पूर्णतः आध्यात्मिक स्तर पर रखने की चेष्टा की जाय तो 
सारा काव्य केवल प्रतीक या श्रन्योबित बन जाता हे. जिससे उसका काव्य- 
गौरव नष्टप्राय हो जाता है | और यदि हम उसे प्रस्तुत या प्रकृत काव्य की 
भूमिका पर लें तो उसमें सहज ही दोष दिखाई देता है । हमने स्पष्ट रूप से 
समस्त काव्य को प्रकृत भूमि पर ही ग्रहणा करके उनकी मनोवज्ञानिक प्रौढ़ता 
का निर्देश किया है । यही हमारे लिए साहित्यिक दृष्टि से एक-मात्र मार्ग था । 
परन्तु जिन जिज्ञासुश्रों का केवल मनोवैज्ञानिक भूमिका पर समाधान नहीं 
होता, उनके लिए शास्त्रीय आधार पर कतिपय प्रतीकों का उल्लेख हमने पुस्तक 
के सातवें ग्रध्याय में किया है । हम स्वतः इन प्रतीकार्थो के पक्ष में नही हैं, 
परन्तु साम्प्रदायिक श्रौर शास्त्रीय ग्रंथों में दी गई प्रतीकात्मक व्याख्याम्रों का 
प्रसंगतः उल्लेख कर देने में हमने कोई हानि नहीं समभी । यद्यपि ऐसा करने पर 
कई नई समस्याएँ भी खड़ी हो जाती हें । समस्त भवत कवियों की कविता नतो 


प्राक्कथन {५ 


काव्य की दृष्टि से और न उसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ता की दृष्टि से एक 
ही श्रेणी की है । उनमें परस्पर बहुत बड़ा भ्रन्तर है। परन्तु रचनाग्रों की 
प्रतीक-व्याख्या दे देने पर सव एक ही स्वर पर पहुँव जाती हैं, जो साहित्यिक 
विवेचन की दृष्टि से कदापि ग्रभीष्ट नहीं । परन्तु हमारा उद्देश्य भक्त कवियों 
के काव्यगत सौन्दर्य को तिरोहित करनां न था । हमने केवल ग्रानषंगिक रूप में 
प्रतीकार्थो का जिक्र किया है 

वस्तुतः सूर के काव्य का वास्तविक सौन्दर्य हमने ्राठवें श्रौर श्रन्तिम 
अध्याय _ में अंकित करने की चेष्टा की है। यहाँ हमने समस्त सांप्रदायिक, 
दार्शनिक श्रथवा सांस्कृतिक ग्रावरणों या परिवेशों को अलग रखकर महाकवि 
सूर के काव्योत्कर्षं को परखने का प्रयत्न किया है । हमारे समक्ष सूर की 
भावात्मक परीक्षा के कोई पूर्व-निदिष्ट प्रतिमान नहीं रहे हैं श्रतएव इस 
क्षेत्र में हमें ग्रपनी ही सीमित योग्यता और अनुभूति से काम लेना पड़ा है। 
सूर के काव्य का महान्‌ सौन्दर्य उद्घाटित करना हमारे सामर्थ्यं के बाहर की 
बात रही है, एक छोटे निबन्ध की सीमा में उस सौन्दर्यं को समाहित कर 
दिखाना तो श्रसम्भवप्राय कार्य था। फिर भी सूर-काव्य के प्रति जो ग्रन्तनिहित 
श्रद्धा मेरे मन में रही है, उसने श्रपनी ग्रभिव्यक्ति की पगडंडी ढूँढ़ ही ली है। 

मेरी इच्छा थी कि सूर की समसामयिक सामाजिक परिस्थिति का 
कुछ विस्तार के साथ उल्लेख करता, परन्तु समय और स्थान के संकोच के 
कारणा वह इच्छा स्थगित रखनी पड़ी। सर की काव्य-भाषा पर भी एक 
स्वतंत्र निबंध की आवश्यकता रह गई है । पसतक के प्रथम तीन ग्रध्यायों का 
प्रायः सारा कार्यं मेरे निर्देशानुसार मेरे प्रिय छात्र श्री मधुसूदन वाखले 
एम० ए० ने किया है । ्रतएव उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसका नामोल्लेख 
यहाँ श्रावश्यक हो गया है । मेरी ग्ान्तरिक शुभकामनाश्रों के साथ वह मेरे 
मुखर आशीर्वाद का भी श्रधिकारी है । 


सागर-विश्वविद्यालय 
, शरद पूर्णिमा, २००६ वि० = नन्दढुलारे वाजपेयी 


विषय-क्रम 


प्राक्कथत्त 


प्रध्याय विषय 


Nl GNI XTX ww 


. भक्ति का विकास 


भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदाय 


श सूर की जीवनी और व्यवितत्वः 
- आत्मपरक भावभूमि 

, दार्शनिक पीठिका 

- सांस्कृतिक ग्रौर नैतिक पक्ष 

- प्रतीक-योजना 

. काव्य-सौन्दयं 


१:९६ 


१११ 
१२२ 
१४१ 


१ 


> 
भक्ति का विकास 
वेदिक युग 
वेदिक काल में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की प्रतीक रूप में पुजा की जाती 
थी । ये प्रतीक इन्द्र, वरुण, रुद्र, मर्त श्रादि देव रूपों में, सवंशक्तिमान्‌ सृष्टि 
के ग्रादि कारणा, परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप समझे जाते थे । इस समय 
तक ब्रह्म के स्वरूप का निरांय हो चुका था । गम्भीर चिन्तुन द्वारा उसका 
निरूपण भी हुआ था । जितने गम्भीर विचार द्वारा ब्रह्म-निरूपण वेदिक 
ऋषियों ने किया उतना आगे चलकर कहीं उपलब्ध नहीं होता । लोकमान्य 
तिलक ने कहा है कि “ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जिनकी स्वाधीन उत्तम 
चिता है, उतनी आज तक मनुष्य जाति नहीं कर सकी ।” इसी ब्रह्म की उपा- 
सना प्रतीक देवों के रूप में करना ऋषि श्रपना कत्तव्य समझते थे । 
वेदिक मन्त्रों मे विवशता का प्राभास कहीं नहीं मिलता । वेदिक ऋषि पुणे 
उल्लास से ग्रपने रक्षक, मित्र तथा सुहुद देवताग्रों के प्रति प्रेम भरे मन्त्रों का 
उच्चारण करते थे । “ऋग्वेद में मनुष्य और देवताग्रों का जैसा सम्बन्ध है वैसा 
आगे के हिन्दू-साहित्य में नहीं है । यहाँ देवता मनुष्य-जीवन से दूर नहीं हैं । 
गरायो का विश्‍वास है कि देवता उनकी सहायता करते हैँ, उनके शत्रुओं का 
नाश करते हैं । वे मनुष्य से प्रेम करते हें और प्रेम चाहते हैं । भारतीय भक्ति 
सम्प्रदाय का श्रादि-स्रोत ऋग्वेद है । यहाँ कुछ मन्त्रों में आदमी और देवता के 
बीच में गाढे प्रेम और मित्रता की कल्पना की गई है ।”१ 


१. 'हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता', डॉक्टर वेणी प्रसाद, पृष्ठ ४२ | 


“>... 


2 


महाकवि सूरदास 


देव-पुजा में इन्द्र, वरुण, सूर्य श्रादि के प्रति कही गई ऋचाश्रों से विष्णु के 
प्रति कही गई ऋचाओं की संख्या कम हे । केवल ऋचाग्रों की संख्या के ही 
शआ्राधार पर कई विद्वान्‌ इन्द्रादि की, विष्णु से श्रधिक महत्ता स्थापित करते हैं 1१ 
कुछ विद्ठान्‌ ऐसे भी हें जो केवल संख्या को ही श्राधार न मानकर श्रन्य अनेक 
बातों का विचार करते हुए विष्णु की श्रेष्ठता और महत्त्व का निर्देश करते 
हैं ।* मन्त्रों की संख्या श्रादि से विष्णु का गौणात्व कोई भले ही सिद्ध करे, पर 
वेदिक काल के सर्वप्रिय देव इन्द्र जिस तत्परता से मनुष्यों की सहायता करते हैं, 
उसी तत्परता से विष्णु भी । विष्णु लोक-रक्षा के लिए नित्य तत्पर बताये 
गए हैं । इस विषय में वे इन्द्र से कम नहीं हैं श्रीयुत डांडेकर ने श्रपने लेख 
में लोक-रक्षा से सम्बन्धित इन्द्र और विष्णु के तीन सम्वन्ध स्थापित किये हैं 13 
पहला बह सम्वन्ध है, जिसमें इन्द्र और विष्णु एक-दूसरे के सहायक हैं । कहीं 
दूसरे स्थल पर विष्णु को इन्द्र से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है । एक ग्न्य स्थल 
पर वे वामन रूप में इन्द्र की सहायतां उपस्थित होते हैं। लेखक ने संभावना 
प्रकट को है कि कदाचित्‌ इसी कारण आगे चलकर पुराणों में विष्णु का दूसरा 
नाम उपेन्द्र रखा गया । संख्या के श्राधार पर विष्णु का गौणत्व भले ही बताते 
हों । परन्तु उसी लेख में उपयुक्त तीन सम्बन्धों द्वारा भ्रपरोक्ष रूप से विष्णु 
को महत्ता भी मातते हैं। 

हम कह चके हैं कि वेदिक प्रार्थनाश्रों में प्रेम भरा-पुरा था । कुछ ऋचाग्रों 
में विष्णु के प्रति एसी सान्निध्य लालसा की प्रेमपूर्ण भावना प्रकट की गए है 
जो वेष्णव-भक्ति के बीज रूप में यत्र-तत्र छिटकी हुई है । यथा : 

(१) विष्णु लोक के प्रति कामना 

तदस्य प्रियमभि पाथो भ्रशयाम (में विष्णु के प्रियधाम को प्राप्त करू ।) ४ 

उ (२) विष्णु की कृपा के लिए प्राथना 

महस्ते विष्णोः सुमति भजामहे (हे विष्णु श्राप महान हुँ; आपकी सुमति 


१. Volume of Studies in Indology presented to Mr. 
Kane (Vishnu inthe Vedas by रि. N. Dandekar, 
0. 90) 

२. Collected Works of R. G. Bhandarkar, p. 47. 

3. “Vishnu in the Vedas’ occurs in the volume 
of Studies in Indology presented to Mr. Kane, 

४. “वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार”, (कृष्णदत्त भारद्वाज एम. ए., 
श्राचार्य, शास्त्री; 'कल्याण' वर्ष १६, अंक ४) । 

५, वही । ` ip < 


भक्ति का विकास ञ््‌ 


'कां हम भजन करते हैं श्रर्थात्‌ कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं ।) 
इतना ही नहीं आगे चलकर भक्ति-प्रस्थों में जो “श्रवणं, कीतंनं विष्णोः 
“स्मरण आदि नवधा भक्ति का विधान है, उसका भी श्रांशिक उल्लेख वैदिक 
ग्रन्थों में सिल जाता हे ।१ 
वेदों में ब्रह्म की निराकार रूप में पुरुष सूक्त द्वारा स्तुति की गई है । वैष्णव 
भक्ति (भक्ति-मार्ग) में उपास्य के प्रति जिस स्वजन-भावना तथा जिस परिचय- 
सामीप्य की आवश्यकता होती है, उसी की पूर्ति के लिए जिस ्रवतारवाद के 
सिद्धान्त का श्रागे श्रविर्भाव हुआ, उसका आधार पुरुष सूरत में निहित हे । 
अवतारवाद के विषय में यद्यपि स्पष्ट रूप से वेदों में कुछ भो उल्लेख नहीं 
है, परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका 
प्रारम्भिक रूप बैदिक ऋषियों को अवगत न था ।* 


१. श्रवणं-सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत्‌ (ऋक्‌० १।१५६।२) शा 
अ्र्थ--वह चेतन जीव ध्यानगम्य परमात्मा को उसके यशः श्रवशा द्वारा 
(प्राप्त करने का) अभ्यास करे । 
कीते॑नं--विष्णोनु क॑ वीर्याणि प्रवोचम (ऋक्‌० १।१५४।१) । 
भ्रथ--मैं श्रव विष्णु भगवान्‌ की लीलाग्रों का प्रवचन करता हूँ । 
तत्तदिदस्य पौस्यं गृरणीम सीनस्य त्रातुर वृकस्य मीढुषुः । 

(ऋक्‌० १।१५५।४४) । 
अथ त्रिभुवन पति, जगद्रक्षाविचक्षण, श्रहिसक, कामना-वर्षी इन विष्णु 
के चरित्रों को हम सब कीर्तन करते हैं । 
स्मरणं-प्रविष्णवे शूषमेतु मन्म (ऋक्‌० १।१५४।४) । 
श्र्थ--जिन भगवान्‌ की मावुरी से श्रोत-प्रोत एवं अपनी दिव्य शक्ति से 
अक्षय तीन चरण चरणों के तीन विन्यास (भक्तों, ग्राश्चितों, सेवकों 
को) ग्रानन्द देने वाले हें। “'आदि। 
(वेद में नवधा भक्ति”, कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए०, ग्राचार्थ, शास्त्री, 
'कल्याणा' वर्षे २०, अंक ५1) । 

२. “Tt must be said that there is no clear reference 
to the avtar theory as such in the Vedas. But 
the germs of some of the features of that concep- 
tion are certainly. to be found in vedic passages." 
(Vishnu in the Vedas by RN. Dandekar), from 
a volume of_ Studies in Indology presented to 

\ Mr. Kane, p. 95. 


४ महाकवि सूरदास 


दिष्णु में कुछ भ्रन्य ऐसी विशेषताएँ भी हैं, जिनके कारण उनके विषय 
में प्रागे चलकर अवतार की तत्त्वतः विचारणा करनी पड़ी । पहली विशेषता 
यह है कि बेदों में विष्ण को ऐच्छिक रूप धारण करने वाला कहा गया है। 
दूसरी विशेषता यह है कि विष्णु ने तीन पग जगह सानव-धर्म की रक्षा के लिए 
नापी । वाराह अ्रवतार का भी आभास पीछे के वेदिक मंत्रों में मिलता है ( 
'मेकडानल्ड' विष्णु में एक रक्षक का भी गुण बताते हैं । वेदों के श्रनुसार विष्णु 
हितकारी, सम्पन्न व रक्षक हैं 1? 

वेदों में ब्रह्मा के विभिन्‍न पक्षों का निरूपरा हुग्रा ही है, श्रतएव भक्ति-मार्ग 
के लिए आवश्यक (सिद्धान्त पक्ष में) ब्रह्म के स्वरूप का निरूपणा, ब्रह्मजीव का 
सम्बन्ध, जगत्‌-जीच का सम्बन्ध, ब्रह्म-जगत्‌-सम्वःध तथा (उपासना-पक्ष में) 
विष्णु का लोक-रक्षक तथा जन-मन-रंजनकारी व्यक्तित्व, उनकी लीलाएँ, 
नवधा भक्ति आदि भक्ति के श्रावइयक अंग वेदों से मिल जाते हैं। ये सब बातें 
यत्र-तत्र बिखरी हुई हैं रागे चलकर भक्ति-मार्ग में भक्ति के लिए ्रावइयक 
सब सिद्धान्तों, व्यतहारों एवं भ्रन्य पक्षों, अंगों आदि का शास्त्रीय स्थापन हुः्रा । 
वेदिक युग में यह शास्त्रीय निरूपणा नहीं हो पाया था और न कदाचित्‌ तब 
तक भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा मुबित-मागं के रूप में हुई थी । परन्तु उपयु क्त 
बातों पर बिचार करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों में भक्ति की श्रारभिक 
तथा मूलवर्ती रूपरेखा उपलब्ध होती है । भारतीय धर्म के समस्त वीज वेदों 
में हैं, तदनुरूप भक्ति के मूल तत्त्व भी वहाँ उपस्थित हूँ । डॉ० वेणीप्रसाद ने 
कहा है कि “हिन्दू-भवित-सम्प्रदाय का ग्रादि-स्रोत ऋग्वेद है ।” २ 

उपनिषत्काल तक श्राते-श्राते तथा उसके कुछ उपरान्त उपयु क्त भक्ति- 
सिद्धान्त कुछ और आगे बढ़ा । उपनिषदों में ब्रह्म के विविध स्वरूपों का विस्तृत 
विवेचन मिलता है । इसलिए यह काल ज्ञान-प्रधान -कहलाता है । ब्रह्म-साक्षा- 
त्कार के विभिन्न मार्गो का यहाँ अच्छी तरह विस्तार हुआ, भक्ति भी ज्ञान से 
भिन्न श्रपना ज्ञान-भक्ति-मिश्चित ग्रलग स्वरूप दिखाने लगी । इस तरह ''उप- 
निषत्काल के ज्ञान-कांड में दो मागं दिखाई पड़ते हें । एक तो हृदय पक्ष को 
बिलकुल छोड़कर केवल बुद्धि या विशुद्ध ज्ञान को लेकर चला ग्रौर दूसरा हृदय 
पक्ष समन्वित ज्ञान को लेकर ।"3 लोकमान्य तिलक ने भी लिखा है कि “वेद 


> 


१. Vishnu in the ४९१४५ by 1२. N. Dandekar. 
२. 'हिः्दुस्तान को पुरानी सभ्यता', डॉ० बेणीप्रसाद पृष्ठ ४२ । 
- ३ 'भक्रित का विकास', पं० रामचन्द्र शुक्र्ल (“सूरदास' नामक पुस्तक में लेख) । 


अक्ति का विकास र ५ 


तथा उपनिषत्कालीन ज्ञान-मार्ग से योग व भक्ति यें दो शाखाएँ आगे चलकर 
निमित हुई ।/१ उपौनेवत्कालीन ऋषियों को कदाचित्‌ यह तत्त्व भ्रवगत हो 
गया था कि केवल ज्ञान ग्रौर कर्म मार्ग पर लोक को चलाना सहज भ्रथवा 
कल्याणकारी न होगा । ईइवर ने मनुष्य को जितनी जशबितयाँ दी हैं, उनमें 
शरीर ओर बुद्धि के सिवा हृदय भी है। हृदय की ग्रवहेलना करना मार्ग को 
रूखा बनाना होगा । “मनुष्य-जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान-प्राप्ति नहीं जो 
स्वतः शुष्क व श्रानन्दहीन (हृदय-उद्भूत ्रानन्द) है । `` उत्कट प्रेम व ज्ञान 
के द्वारा दिव्य आनन्द की प्राप्ति यही 'बृहदारण्यक' में, वताये 'मधु विज्ञान” का 
सार है । 'तैत्तिरीय उपनिषद्‌' विज्ञानमयी आत्मा से ग्रानन्दमयी आत्मा को 
अधिक महत्त्व देता है ।'२ इन द्वितीय श्रेणी के उपनिषदों या ज्ञान-चर्चाओं 
में भक्ति के विभिन्न ग्रंगों का यथेष्ट विवेचन एवं प्रतिपादन किया गया है। 
इसी द्वितीय प्रवृत्ति के अनुसार कहां तो ब्रह्म का स्वरूप “मनोमय प्राण-शरीर, 
प्रकाश-स्वरूप, सत्यसंकल्प, श्राकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वगंध, सर्वरस-सम्पूर्ण 
जगत्‌ को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाक्‌-रहित एवं सम्भ्रम-शून्य हे ।”3 
और कहीं उसी ब्रह्म को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतला 
कर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म हमारे इन्द्रियों के समस्त श्रनुभवों की 
पहुँच से दूर है ।* 

'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' के भृगुवल्ली के समस्त भ्रनुवाकों में श्रन्न, प्राण, मन, 
ज्ञान और ग्रानन्द-स्वरूप ब्रह्म का श्रच्छी तरह विवेचन हु्रा है इवेताश्‍वतरो- 
पनिषद्‌ में उसे उभय स्वरूप धारणा करने वाला कहा गया है।* तथा श्रन्यत्र 


१. 'गीता-रहस्य' पृष्ठ ५३७। 

२. “The Bhakti Doctrine in the Shandilya Sutra’ by 
B. M. Barua, M. A., D. Litt. (2nd Oriental Con- 
ference, Calcutta) p. 413. 


३. मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्य संकल्प ग्राकाशात्मा । 

सवे कर्मा सवंगंधः सर्व रसः सवेमिदमभ्यात्तोऽग्रवाक्यनादरः ॥। 
(छांदोग्योपनिषद्‌ ३।१४।२) 

कठोपनिषद्‌ के प्रथम श्रध्याय में तृतीय वल्ली के १५वें श्‍लोक में यही भाव 

प्रकट किया गया है । 

ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशनीशावजा ह्य को भोक्तु भोग्यार्थयुक्ता (१, ६) । 


x 


5 


६ महाकवि सूरदास 


परत्नह्म सवेश्वर को स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, बूढ़े होकर लाठी के सहारे- 
सहारे चलने वाला बताया. है ।१ 

इस तरह भवित-मार्ग के लिए आवश्यक ब्रह्म का जो हृदय-ग्राही स्वरूप 
चाहिए, उसकी विवेचना तथा स्थापना हो चली थी । “भारतीय भक्ति-मार्ग 
ब्रह्म का उभयात्मक स्वरूप ग्रहण करके चला'''व्यक्त और सग्रुण की नित्यता 
प्रवाह रूप है; अव्यक्त और निगुण की स्थिर ।'“'जहाँ तक ब्रह्म हमारे मन 
और इन्द्रियों के अनुभव में ग्रा सकता है वहाँ तक हम उसे सग्रुण थौर व्यक्त 
कहते हैं ।'""हृदय को सगुण श्रौर व्यक्त रूप में श्रनुरवत रखते हुए सम्यक्‌- 
दर्शन के लिए उसकी निग्नु ण और अव्यक्त सत्ता को भी लेना पड़ेगा १ उप- 
यक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म के दोनों (निगुंण और सगुण) 
स्वरूपों. का स्पष्ट विवेचन उपनिषत्कारों ने किया था । 

देवताश्रों की उपासना वैदिक मन्त्रों में पृथक्‌-पृथक्‌ दी गई है । परन्तु 
ऋ्रमशः सब देवता एक ब्रह्मा से अभिन्न मान लिए गए हैं। वे ब्रह्म ही हैं, ऐसा 
कई उपनिबदों ने कहा? --इतना ही नहीं, वह रुद्र, इन्द्रादि देवताश्रों का उत्पन्न 
करने वाला भी है ।* इस तरह देवतात्रों का नहत्त्व और उनकी पूजा भी कम 
हो चली तथा शुद्ध चिन्तन के लिए निगुंण ब्रह्म तथा हृदय-प्रधान उपा- 
सकों के लिए उभयःत्मक (सगुणा व निगुण) स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ । “पर- 
ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए ब्रह्म-चितन करना श्रावश्यक हे । इस हेतु परब्रह्म 
का सग्रुण प्रतीक प्रथम आँखों के सामने रवना चाहिए, ऐसा छांदोग्य ग्रादि 
पुराने उपनिषदों ने कहा है । उपासना-मार्ग में सग्रुण प्रतीक के स्थान पर 
क्रमशः परमेश्वर का व्यक्त मानव-रूपधारी प्रतीक-ग्रहण ही भवित-मार्ग का 
आरम्भ है। ** ब्रह्म-चितनार्थ प्रथम यज्ञ के अंगों की या ग्रोंकार की तथा 


१. त्वं स्त्री तवं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


त्वं जीर्णो दंडेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विइवतो मखः ।।३॥। 
२. "भक्ति का विकास”, पं रामचन्द्र शुक्ल, ('सूरदास' पृष्ठ ६१७ से) । 
३. “त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णु त्वं रुद्र त्वं प्रजापतिः ।” 
(मेत्रायण्युपनिषद्‌ ४-१२-१३) 
“तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव. शुक्र तद्‌ ब्रह्मा तदापस्तत्प्रजापतिः ॥ 
ण (हवेत।इवतरोपनिषद्‌ ४-२) ॥ 
४. 'शवेतावइतरोपनिषद्‌" ४ |... 


भक्ति का विकास 


श्रागे चलकर रुद्र, विष्णु इत्यादि वैदिक देवताओं ग्रथवा ्राकाशादि सग्रुणा व्यक्त 
ब्रह्म प्रतीक की उपासना प्रारम्भ होकर अन्त में इसी हेतु ब्रह्म-पराप्त्यर्थ राम-कृष्ण, 
नृसिंह श्रादि की भक्ति प्रारम्भ हुई ।” इस तरह देवताग्रों का स्थान निगुण 
ब्रह्म ने तथा धीरे-धीरे निगुण का स्थान सगुण साकार ब्रह्म ने ग्रहण किया । 
ब्रह्म के सगुण स्वरूपों में विष्णु की महत्ता बढ़ती जा रही थो । “ऋग्वेद में गौणा 
स्थान प्राप्त विष्णु का स्थान अब त्रिदेवों में हुआ । उसकी बढ़ती हुई महत्ता का 
आभास ब्राह्मण-प्रन्थों में मिलने लगा । शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को देवताओं 
से सर्वश्रेष्ठ कहा है । देवताओं का मुख विष्णु हे ।”* 

ब्राह्मण-काल> में श्रग्नि को विष्णु से गौण स्थान प्राप्त है तथा विष्णु की 
श्रेष्ठता स्थापित की गई है ।* शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को श्रेष्ठता सिद्धि के 
लिए एक यज्ञ किये जाने का उल्लेख है ।* इसी ग्रन्थ में वह है जिसमें यज्ञ- 
स्थान-प्राप्ति के लिए श्रसुरों श्रौर देवों के युद्ध को वामन ने निपटाया था। 
वामन भूमि पर लेट गए, काया को बढ़ाते गए श्रौर श्रन्त में सारी भूमि को 
अपने शरीर से ढक लिया, फलतः भूमि देवताश्रों को मिल गई । भक्ति-मार्गं 
के ग्राराध्यदेव विष्णु की इस काल की बढ़ती हुई महत्ता वेष्णव-भक्ति-मार्ग 
के विकास की द्योतक है । श्रभी भक्ति की, शुद्ध मुक्ति-मार्ग के लिए स्थापना 
नहीं हुई थी । परन्तु उपयु क्त सब प्रमाणों को दृष्टि में रखकर कह सकते हें 
कि. ऋषियों और उपासकों का दृष्टिकोण श्रब धीरे-धीरे शुद्ध बुद्धिवादी ताकिक 
ब प्रकृति-पूजन-प्रधान उपासना से हटकर हृदय को भी स्थान देने लगा था, 
झौर इसी विकासोन्मुख मागं के ग्रालम्बन अथवा उपास्य हो रहे थे, विष्णु । 

विष्णु को मंत्रेयी उपनिषद्‌ (६, १३) में जगत्पालक, श्रन्न का स्वरूप 
कहा गया है तथा कठोपनिषद्‌ में श्रात्मा की ऊध्वंगामी गति को विष्णु के 
परम धाम की ओर जाने वाला पथिक कहा गया है ।* जगत्‌ का भरण-पोषण 
करने वाले भ्रन्न को विष्णु का स्वरूप बताकर उपासकों के हृदय में विष्णु के 


१ 'गीता रहस्य', लोकमान्य तिलक, (पृष्ठ ५३८) । 

२. “Vishnu in the Vedas” by R. N. Dandekar from 
A Volume of Studies in Indology presented to 

Mr. Kane, ] 105. 


श्रिनि्वे देवानां श्रवमः विष्णुः परमः तदन्तरेण सर्वाः देवताः । (ऐ० ब्रा०) 
. ऐतरेय ब्राह्मण १।१ । 

शतपथ ब्राह्मण १४।१।१ । 

- कठोपनिषद्‌ ३।६ । ` 


MN X "७ 


प्‌ महाकवि सूरदास 


जगत्‌ का भररा-पोषरा करने वाले श्रन्त को विष्णु का स्वरूप बतलाकर 
उपासकों के हृदय में विष्णु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता तथा प्रेम की भावना स्थापित 
को गई है । जीवन का ध्येय भी उसी विष्णु की प्राप्ति बताकर, विष्णु की 
उपास्यदेव के स्वरूप में स्थापना हुई । जो लोक का पालन, भरण-पोषण करे 
बही तो हमारा प्रेम-पात्र तथा श्रद्धेय हो सकता है । विष्णु में ये गण वैदिक- 
काल से ही बताए गए हें । जगत्पालक सूर्य विष्णु का ही रूप था जो श्रब 
भ्रन्न हो गया । “इसके उपरान्त उपास्य के श्रधिक सान्निध्य की उत्कंठा से, उसे 
भ्रधिक हृदयाकर्षक रूप में पास लाने की लालसा से विष्णु की नराकार भावना 
नारायण (विष्णु) के रूप में प्रकट हुई ।* 

इस तरह उपनिषद्‌ में विष्णु को क्रमशः मनुष्य के श्रधिक सान्निध्य में 
रखा गया श्रौर वेष्णव भक्तों के परम देवत्व की स्थापना हुई । 

विष्णु के इस स्वरूप का साक्षातकार कंसे हो, इस हेतु उपासक के लिए 
विधान रूप में कुछ कर्मों की भी श्रावश्यकता बताई गई । ब्राह्मण-ग्रन्थो में 
एक स्थान पर श्राया हे कि ऐश्वर्थ और सर्वस्व की प्राप्ति के लिए पुरुष 
नारायण, ने पंचरात्र-यज्ञ की विधि चलई ।२ “इसमें पुरुष सूवत द्वारा नरमेध 
यज्ञ होता था और बलि के स्थान पर घृताहुति दी जाती थी ।”3 

अनुमान होता है कि वेष्णव-यज्ञों में हिसा करना वज्ये समझा जाने लगा 
था ।* अहिसा-तत्व का वेष्णव-धर्म में प्रवेश कदाचित्‌ यहीँ से प्रारम्भ होता 
है । यज्ञों में सत्वगुण का भ्राधिक्य रहता था । “यज्ञ करने वाले सत्वगुरा 
भूयिष्ठ होने के कारण 'सात्वत' नाम से प्रसिद्ध हो गए ।: “इसलिए वैष्णव 
धर्म का नाम 'सात्वत धर्म' पड़ गया ।”५ 

उपासना-क्षेत्र के श्रलग विधानों के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन व नित्य 
के जीवन में, भी हृदय-प्रधान कर्मों की योजना हुई । न्राह्मणा-ग्रन्थो ।में बलि- 
वेइ्वदेवादि पंच महायज्ञों की विधि मिलती हे । न-यज्ञ में श्रतिथियों रादि का 
भोजनादि द्वारा सत्कार; तपणा में विश्व की विभतियों तथा पुरुखों की जल 


१. भक्ति का विकास', पं० रामचन्द्र शुक्ल ('सूरदास' से)। 

२. “शतपथ ब्राह्मण, १३1६1१ 

३. 'वेण्णव धमं का विकास.ग्रौर विस्तार”, (कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए०, 
चार्य, शास्त्री, 'कल्याण' वर्ष १६, ग्रंक ४ से) । 

४. पुरुष मा संतिष्ठिपो यदि संस्थापयिष्यसि पुरुष .एवं पुरुषमत्स्यति । 

५. 'वष्णाव धर्म का विकास श्रौर विस्तार (वही) 


भक्ति का विकास ६: 


द्वारा तृप्ति; भूत यज्ञ में चौंटी से भी अ्रधिक क्षुद्र जीवों से लेकर ब्रह्मा तक 
समस्त जीवों को भ्रन्न-भाग देकर तृप्त करना ग्रादि भक्ति-उपयोगी हृदय-प्रधान 
विधान हैं । “यद्यपि स्मृतियों ने इन यज्ञों को पंच भूतों के प्रायश्चित स्वरूप 
भ्रर्थात नैमित्तिक वताकरर शासन श्रौर शास्त्र पक्ष के भीतर कर लिया है, 'पर 
इसके भीतर हृदय साफ भाँक रहा है ।”१ 

उन्हीं ग्रन्थों में मनुष्य के ग्रावश्यक कर्तव्यों व धन-विनिमथ के विधान में 
इष्टापूर्त कर्म भी रखे गए हैं, जिनके श्रनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए 
रास्तों पर धमंशालाए बनवाना, छाया के लिए वृक्ष लगवाना, कुए खुदवाना 
आदि लोकपक्ारी कमं हें। 


इन कर्म-विधानों से ज्ञात होता है कि उपासना "क्षेत्र में केवल बौद्धिक पक्ष 
की ही प्रधानता न थी, किन्तु क्रमशः हृदय की विभिन्न वृत्तिय्रों- परोपकार, 
दया, प्रेम, हिसा श्रादि--को प्राण-मात्र तक प्रसरित करने की चेष्टा भी 
थी । उपासना की भावना पशु-पक्षी तक चली गई । इस काल में हृदय-प्रधान 
भक्ति-मार्ग के बहुत से तत्त्व, जो वेदों में छिपे हुए थे, पूरी तरह प्रकट होने 
लगे । 

_रामायरा-काल में वैष्णव प्रधान भक्ति-सिद्धान्तों का यथेष्ट मात्रा में 
उत्कर्ष दिखाई देता है । वाल्मीकि के रात निगु णा, सनातन, श्राकादा-स्वरूप 
तथा सम्पूर्ण लोकों के ग्राश्रय हें । वेद इन्हीं का बारम्बार प्रतिपादन करता 
है । उन्होंने विष्णु का श्राश्रय लेकर, रावण श्रादि राक्षसों से त्रस्त जनता 
तथा ध्वस्त धर्म के रक्षणार्थ ग्रयोध्यापति दशरथ की रानी कोशल्या के 
उदर से जन्म लिया है । जिस समय रामचन्द्र जी भाइयों सहित यमुना नदी 
में स्नान करके लीला का संवरण करने लगे उसी समय ब्रह्मा ने ग्राकर 
कहा : 

“विष्ण रूप रघनन्दन ! श्राइये, आपका प्रत्येक विधान मंगलमय है  ““* 
हमारा बड़ा सौभाग्य है जो श्राप भ्रपने परम धाम को पधार रहे हें । देवतुल्य 
तेजस्वी भाइयों के साथ श्राप, अपने जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहे 
करें | ्रापकी इच्छा हो तो चतुर्भूज विष्णु रूप में ही स्थित हो, ग्रथवा अपने 
सनातन ग्राकाशमय श्रव्यक्त ब्रह्म रूप से विराजमान हों | भगवन्‌ ! गप ही 
सम्पण लोकों के ग्राश्रय हैं; श्रापको यथार्थ रूप से कोई नहीं जानते । श्राप 


१. 'भक्ति का विकास’, पं० रामचन्द्र शुक्ल, (“सूरदास' पृष्ठ १४ से) 


१० हाकवि सूरदांस 


ग्रचिन्त्य अविनाशी जरादि ग्रवस्थाग्रों से रहित परब्रह्म हे 1१ 

लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रवतार धारणा करने वाले विष्णु के ही अंश 
हैं । जिस समय विष्णु भ्रवतार लेने के लिए उपयु क्त स्थल निश्चित कर रहे 
थे, उसी समय के उनके विचार उपयूक्त सत्य की पुष्टि करते हैं : 

“इसके वाद अपने को चार स्वरूपों में प्रकट करने और राजा दशरथ 
को पिता बनाने का निश्‍चय किया ।”* इसी तरह्‌ ग्रागे चलकर सीता को लक्ष्मी 
कहा गया है ।3 

इससे ज्ञात होता है कि रासायण-काल में श्रवतारवाद की पुर्ण प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी । मानव-धमं के रक्षणार्थ, दुष्टों के दलनार्थ तथा भक्तों के रक्ग- 
नार्थ निगुं ण ब्रह्म सगरा, भनुष्य-रूप धारण करके हमारे बीच ग्राते हैं !* जो 
निगु रा श्रदृश्य हैं, बही श्रवतार धारणा करके श्रनुभवगम्य होता है । उसी 
श्रवतारी सगुण राम के संकेतों पर, अखिल सृष्टि विधात्री, पालिका, संहारिणी, 
साया नाचती है।* 

माया के बंधनों से छुटकारा पाकर ही भगवत्साक्षात्कार श्रथच मोक्ष होता 
है । इससे छुटकारा पाने के लिए ग्रादि काल से ऋषियों, सुनियों एवं आचार्यों 
ने विभिन्न मागं ढूंढने के प्रयत्न किये हैं । बाल्मीकि ने माया से छुटकारा 
पाकर ग्रन्तःकररा को शुद्धि एवं मुक्ति के लिए भक्ति का निर्देश किया'है। 
भक्ति-मार्ग में चलने वाला जीव इन्द्वात्मक प्रपंचों से दुर होकर अखंड आनन्द 


१. वैष्णवीं तां महा तेजो यद्‌ वाऽऽकांशं सनातनम्‌ । 
वं हि लोके गतिर्देवो न त्वां केचित्‌ प्रजाजने ॥ 


# 


त्वामचिन्त्यं महद्‌भूतमक्षयं चाजरं तथा ॥११०।८॥ १३॥ 
(कल्याण का 'संक्षिप्त वाल्मीकि रामायणांक', पृष्ठ ५१४) । 
२. वही, पृष्ठ ५५ । 
३. “सीता लक्ष्मी', (वाल्मीकि रामायण, '६।११७।२8। ) 
४. 'नष्ठ धर्म व्यवस्थानां काले काले’ (वाल्मीकि रामायण, ७।८। २७।) 
५. ‘Ihe poet uses ‘Nirgun’ for the preincarnate 
/ deity, and ‘Sagun’ for the incarnation of Rama. 
~/ Rama is the prince ruler of Maya” (From Aspects 
of Aryan Civilization as Depicted in the Ramayan’ 


by C. N. Zutshi, M. R. A. S., Fourth Oriental Con- 
ference, Allahabad. 3 A 


भक्ति का विकास ११ 


स्वल्प आत्मा में विचरण करने लगता है सृष्टि के रहस्य का भ्रनावरण करने 
वाले ज्ञान को मूल धारा भक्ति ही है । भक्ति मुक्तिदात्री है । भक्ति समस्त 
ग्राध्यात्मिक शक्तियों की जननी तथा ईश्वर-साक्षात्कार द्वारा उसमें तीन 
कराती है ।१ 

वाल्मीकि ने भक्ति-उपासना-मार्ग में राम-ताम के स्मरण एवं कीर्तन के 

हत्व का प्रतिपादन किया है । राम-नाम समस्त पापों को धोकर श्रन्तःकरण 

को शुद्ध कर देता है । झांभूनन्दन गजानन राम-नास क प्रभाव से ही समस्त 
देवताश्रों में ग्रग्रपुज्य हैं । 

भक्ति की इस महत्त्व-स्थापना श्रौर उपनिषत्काल से उसकी तुलना से 
ग्रन्तर स्पष्ट हो जाता है । श्रब भवित मुक्ति के अन्यान्य सार्गो से श्रपना 
अलग मार्ग स्थापित कर लेती है । श्रब तक वह्‌ अपनी शक्तियों व मानों से 
पूर्णतः परिचित न थी । अब संगठित होकर उसने एक भिन्न मार्गे की स्थापना 
को ।* 

महाकाव्य ग्र गीता 

वेदकालीन यत्र-तत्र बिखरी भक्ति को पुष्ट करने वाली भावपुणे ऋचाझ्रों 
का सिद्धान्त रूप में कुछ विस्तार और विवेचन उपनिषत्काल में हुआ, तथा उसी 
का कुछ ग्रधिक व्यवस्थित प्रशस्त तथा निश्चित रूप रामायण में श्राया ॥ 
यद्यपि वाल्मीकि भक्ति फे सिद्धाम्तों को बहुत-कुछ रागे ले श्राए थे, परन्तु ज्ञात 

ता है कि न तो उन सिद्वान्तों की पुष्टीकरण लोक-प्रचार की दृष्टि से किया 

गया था और न उवासना-कषेत्र में उनसे स्वाभाविक रूप से निकले हुए बिविध 
कर्मों, व्यवहारों आदि के विधान हुए थे । कुछ विधान अवश्य मिलते हैं, जेसे 
राम-नाम संकीतंन श्रादि, तथा ग्रन्य कुछ उपायों से भी भक्ति-माग को प्रशस्त, 
किया गया है, परन्तु जनता-जनादंत के कल्याण के लिए भक्ति-मागं का प्रचार 
तथा उसके प्रचार की जो उत्सुकता, महाभारत और उसके पश्चात्‌ के भक्ति- 
प्रधान ग्रन्थों में दिलाई देती है, वह उसके पूर्व नहीं । इसीलिए भक्ति का 
बास्तविक विकास महाभारत-काल से माना जाता है। 


(वटी) 

२. “Bhakti has given a distinctive character to the 
essential feature of medieval VaishnaviSm in its 
conception of a loving and persona] G०d (वही) । 


३. “ऊध्ववाहुविरौम्येष न च कर्चिच्छृणोति मे । ` (भारंत-सावित्री) 


१२ महाकवि सूरदास 


महाभारत के विभिन्न श्राख्यानों तथा उनके अन्तर्गत श्राने वाले पात्रों 
के व्यवहारों, सम्भाषणों, परिस्थितियों श्रादि का भर्म निश्चित करने और उनके 
जीवन-विषयक हृष्टिकोणों को देखने से ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्ण को जगत्‌ 
का आदि कारण, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, वेदांत-प्रतिपाद्य, ज्ञानी-विज्ञानियों का चरम 
लक्ष्य, सगुण श्रवतार सानकर ही उनकी उपःरारः करते हैं। पंच पांडव, द्रोपदी, 
सुभद्रा, भीष्म, विदुर तथा समस्त यादव-कुल ऐसे ही उपासकों में से हें । यादव- 
कुल तो सात्वत-धर्म को मानने वाला, उपासकों का सर्वप्रथम वर्ग है । इसी 
तरह श्रीकृष्ण की उपासना के विभिन्न सम्प्रदायों में नारायणीय, सात्वत आदि 
का विस्तृत प्रतिपादन इसी महाभारत ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । इन सम्प्र- 
दायों में प्रतिपादित विधान से चलकर सिद्धि-प्रप्त भक्तों के भी आख्यान 
मिलते हे । परन्तु ग्रन्थ के श्रतिरिक्त जनता में इसका प्रचार कब से हुआ, इस 
का प्राचीन-से-प्राचीन प्रमाण हमें देख लेना चाहिए । 

१. नानाघाट की गुफा के एक शिला-लेख में अन्य देवी-देवताओं के साथ 
संकर्षण व वासुदेव का नाम ह्ंद्ठ समास के रूप में श्राया है । यह शिला-लेख 
ईसा पूर्व १०० वर्ष का बताया जाता है ।१ 

२. राजपुताना-स्थित घोषुण्डी नामक स्थान में एक शिला-लेख मिला है 
जिसमें संकर्षण व वासुदेव के पुजा-गृह के श्रास-पास दीवार बनाने का उल्लेख 
आया हे । शिला-लेख ई० पु० २०० वर्ष का अनुमित होता हे ।२ 

३. एक श्रौर शिला-लेख बेसनगर में प्राप्त हुआ है । उनमें हेलियोदोर 
(घि९100019) श्रपने को सर्वेश्‍वर वासुदेव के लिए गरुड़ध्वज स्तम्भ बनारे- 
चाला लिखता है । लेख से मालूम होता है कि हेलियोदोर भागवत-धर्म का 
पालन करता था । वह तक्षशिला का निवासी, दिया (Diya) का पुत्र था। 
वह्‌ यवनों का राजदूत था तथा राजनीतिक कार्यवदा भारत श्राया था । नाम 
आदि से शिला-लेख ई० पू० २०० वर्ष के पुर्वा का मालूम होता है 13 

इन तीनों शिला-लेखों से विदित होता है कि उस समय वासुदेव सर्वेश्वर के 
रूप में पूजे जाते थे तथा उनके उपासक भागवत कहलाते थे । भागवत-धर्म उस 
समय पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में फेला हुआ था तथा उसे यूनानी लोग भी 


मानते थे । 
SRR Oe, 


१. Collected Works of Sir R. C. Bhandarkar, Vol. IV. 
P: 4-5. 
२-३. वही । 


भक्ति का विकास - १३ 


४. पाणिनि के सूत्रों का भाष्य करते हुए पतंजलि स्पष्ट रूप से लिखते 
हैं कि सूत्रों में जो वासुदेव का नाम हे वह एक सर्वाधिक पूज्य ईइवर 
का नाम है। पतंजलि ने कहा है कि वामुदेव केवल क्षत्रिय राजा ही 
नहीं है, वरन्‌ वह एक पुज्य ईश्वर हैं। क्या पतंजलि द्वारा बताए गए पुज्य 
वासुदेव वृष्णि-वंश वासुदेव से भिन्न हैं ? पतंजलि ने जहाँ वे वासुदेव शब्द 
लिया है वहाँ वासुदेव के साथ बलदेव नाम भी ग्राता हे । इन दोनों नामों की 
यदि हम शिला-लेख में संयुक्त से पुजनीय बताये गए संकोसां-वासुदेव से 
तुलना करें तो मालूम होगा कि पतंजलि हारा बताये गए वासुदेव वृष्णि-वंशी 
ही हैं ' भागवत-धर्म के धरम-ग्रन्यों से भी मालूम होता है कि पूजनीय वासुदेव 
बृष्णि-बंशी ही थे । 

“'ग्रग्रेज विद्वान्‌ पाशिति का काल ई० पू ० चौथी शताब्दी में और जमन 
तथा भारतीय मनीषी ई० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में मानते 
हें ।* ग्राजकल द्वितीय मत सर्वाधिक मान्य है । वासुदेव उपासकों का 
सम्भ्रदाय पाणिनि के पुवे से चला ग्रा रहा होगा, तभी उसका उल्लेख उनके 
व्याकरण में मिलता है । इन सब प्रमाणों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
ई० पु० ७०० वर्ष के लगभग तथा उसने भी पूर्व भारतवर्ष में भागवत-घर्म 
(वेष्णव-धर्म | का प्रचार था तथा उसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर सौमा-प्राग्त तक 
पहुँच गया था । भागवत-धर्म को केवल हिन्दू ही नहीं, यूनानी लोग भी मानते 
थे । उस सप्रय संकीर्ण-वासुदेव, बलराम-वासुदेव श्रादि की संयुक्त रूप में पुजा 
होती थी, जो महाभारत-प्रतिपादित व्यूह-पुजा . का रूपान्तर-सी मालूम 
होती है । 

इतना देख लेने के पश्चात्‌ ्रब हम महाभारत में ग्राए बेष्णव-सम्प्रदायों 
को देखेंगे । वेष्णव-भक्ति के बिकसित रूप का दर्शन हमें महाभारत के इन्हीं 
सम्प्रदायों तथा उनकी स्पष्ट रूप से विवेचना करने वाले श्राख्यानों में 
मिलता है। 

नारोयणी सम्प्रदाय--इसका प्रतिपादन. शान्ति पर्वे में किया गया है । 
यह तत्त्व ज्ञान मेह पर्वत पर सप्तर्षियों एवं स्वायंभुव मनु के सामने सुनाया गया 
था । भगवान्‌ ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि यह धर्म परम्परा से श्राग चलता 


, “Collected Works of Sir R.G. Bhandarkar, Vol. 19. 


P- 475: 
१. सामान्य भाषा विज्ञान’, श्री बाबूराम सक्सेना (पृष्ठ १४) । 


१४ महाकवि सूरदास 


हुआ बृहस्पति तक पहुँचेगा; बहस्पति से राजा वसुं प्राप्त करेगे । जिसके 
अनन्तर इसका अन्त हो जायगा । वसु उपरिचर जब इस सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए तब उन्होंने एक श्रश्‍वसेध यज्ञ का ग्रायोजन किया, जिसमें पशु-बलि नहीं 
दी गई तथा यज्ञ का सम्पूर्ण विधान ग्रारण्यक के अनुसार हुआ । इसमें साक्षात्‌ 
हरि (विष्णु ने वसु को दशन देकर यज्ञ-भाग ग्रहणा किया था, परन्तु हरि का 
दर्शन ग्न्य पुरोहितों ग्रथवा ऋषियों को नहीं हुआ । इस पर ब॒हस्पति बहुत ही 
क्रोधित हुए । उन्हें एकता, द्विता व त्रिता ऋषियों ने श्रपने श्रनुभव के आधार 
पर समभाया कि हरि के दर्शन प्रत्येक को नहीं होते । जिन पर उनकी कृपा 
होती है वे ही उनके दर्शनों के भ्रधिकारी हैं। श्रीहरि ब्रलि-पशुयुक्त यज्ञ-यागादि 
करने वले बृहस्पति और एकता, दिता, त्रिता श्रादि कठोर तपस्वियों से प्रसन्न 
होते हैं । वे वसु-जेसे एऐकांतिक उपासक से प्रसन्न होते हैं । 

इसके साथ ही नारद का उवेत द्वीप वाला प्रसंग भी है। नारद नर- 
नारायण की प्रेरणा से शेत होप में जाकर परकब्रह्म भगवान्‌ की पवित्रता, 
ऐश्वर्य, वैभव ग्रादि का वर्णन करते हुए ध्राथंना करते हें । भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर दर्शन देते हैं और कहते हें कि जो केवल मेरा ही भजन करते हैं उन 
एकांत साधकों पर प्रसस्त होकर में दर्शन देता हूँ । श्रव में तुम्हें श्रपना वासुदेव 
धर्म सुनाता हूं । 

वाधुदेव ही परन्रह्म परमात्मा हैं; वे श्रात्माग्रो के भी श्रात्मा हैं। वही 
सृष्टि-कर्ता हैं । संकर्षण ब।सुदेव के ही रूप हैं तथा जीअ-भात्र के प्रतीक हैं। 
सनस्तच्व के प्रतीक प्रद्युम्न संकर्षण से तथा जीवात्मा के प्रतीक श्रनिरुद्ध प्रद्य स्न 
से ही निकले हैं। इस तरह संकर्षण, प्रद्य मत व ग्रनिरुद् मेरी ही सूत्तियां हैं । 
देवता, मनुष्य तथा पदार्थो की उत्पत्ति मुझ से ही होती है श्रौर वे मुझ में 
ही लोन हो जाते हैं। वराह, नृसिह, परशुराम, रामचन्द्र मेरे ही भ्रवतार हो , 
चुके हैं तथा कंस ग्रादि सुरों को मारने के लिए मैं फिर श्रवतार लूंगा । उस 
समय श्रपने उपर्युक्त चार रूपों से सब कायं सम्पन्न करके और सात्वत हारा 
हारिका नगरी का नाश करके ब्रह्म-लोकच ला जाऊँगा । इतना सब सुनकर नारद 
पुनः बद्रिकाश्रस नर-नारायण के स्थान पर लौट श्राए । 

'इसी पर्व के श्रन्य भ्रध्यायों में वे ग्रयनी तीन सूत्तियों या मूल तत्त्वों की 
सहायता से निष्पाप साधक की मुक्ति का वर्णन करते हैं।? ऐसा साधक 
मृत्यु के पश्चात्‌ सर्वप्रथम सुर्य लोक में जाता है, जहाँ उसके सब लौकिक गुरा 


१. महाभारत, शान्ति पर्व, ३४४वाँ ग्रध्याय । 


भक्ति का.विकास १५ 


जल जाते हैं तथा बह सूक्ष्म रूप धारण कर लेता हे । तब वह अनिरुद्ध में प्रवेश 
करता हे, वहाँ 'मन' बनकर प्रद्य म्न में प्रविष्ट होता है। फिर इस रूप को भी 
ग्रीड़कर संकर्षण भ्रर्थात्‌ जीव सें प्रवेश करता फिर त्रिगुणों से छुटकारा 

पाकर घट-घट वासी परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता हे । 

३४८वें अध्याय में कहा गया हे कि यह ऐकांतिक धर्म वही गीता-धमं हे 
जिसे भगवान्‌ कृष्णा ने श्रजु न से कहा था। इसकी परम्परा बताते हुए कहा 
गया है कि इस सनातन धर्म को समझना तथा इसके श्रनुसार ग्राराधना करना 
कठिन होने के कारण इसे सात्वत ही पालन करते हैं । 

रामायण-काल फे पश्चात्‌ बोद्ध श्रौर जेन धर्मों का भारतवर्ष में खूब 
प्रसार हुआ थ७। इन धर्मो ने प्राचीन परम्परा-प्राप्त, वेद-उपनिषK्‌, शास्त्र- 
सम्मत कर्स-विधानों तथा उपासना-पद्धतियों का खंडन करते हुए नये मार्ग का 
प्रतिपादन कित्रा। यद्यपि श्रधिकांश जनता इस नई तड़क-भड़क से प्रभावित हो 
चुकी थी, परन्तु पूर्वजों से पाये हुए घामिक विधानों के फलस्वरूप मन में छिपे 
हुए गहरे संस्कार बारम्बार जागृत हो उठते थे । भगवान्‌ बुद्ध के महा निर्वाण 
के पश्चात्‌ धर्मावम्बियों में जो भ्रष्टाचार फला उससे जनता में और भी 
श्रसंतोष फैलने लगा । जनता की यह मानसिक स्थिति महापुरुषों से कसे छिप 
सकती थी ! इसलिए ब्रह्मवि वेदव्यास ने ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें 
वैदिक, शास्त्रीय यज्ञकर्मानुष्ठानों को, उपनिषद्‌, वेदांत-प्रतिपाद्य ज्ञान योग को 
तथा हुइघ-प्रचान भक्ति को समान स्थान प्राप्त हुआ । इसे भागवत-धर्म कहा 
गया, जो बौद्ध श्रौर जेन दोनों धर्मों से कहीं श्रधिक श्राकर्षक एवं स्थायी सिद्ध 
हुआ ।? वसु उपरिचर के श्राख्यान द्वारा वेदव्यास ने ग्हिसायक्त यज्ञों की 
महत्ता को स्थापित किया । 

निर्गण के व्यक्त रूप सगणा, श्रवतारी, हरि का एकनिष्ठ भावना से 
उप'सना का बिधान पिछले काल में प्रतिपादित भक्ति के सिद्धाऱ्तों से अधिक 
बिकसित रूप लेकर श्राया । ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ का एक-दूसरे से सम्बन्ध 
उनकी उत्पत्ति और लय का सेद्धान्तिक निरूपण भी भक्ति के श्रनुकूल 
हुआ । उसी के श्रठुकूल भगवान्‌ की श्रन्य शक्तियों का मूर्त रूप में सगुण अवतार 


“Here then isan attempt to introduce _a religious 
reform on more constructive principles than 
Buddhism and Jainism did”— (Collected Works of 
Sir R. 6. Bhandarkar, Vol. IV., 9. 10) 


१६ | -सहाकि सूरदास 


माना गया (संकर्षण, प्रदयम्त श्रादि), स्वयं भगवान्‌ का विभिन्त रूप में पृथ्वी 
पर श्रवतार, (कच्छ, नृसिह, राम, कृष्ण आदि) भो स्वीकृत हुआ । भगवान्‌ 
वासुदेव ग्रव्यक्त, सर्वेश्वर, निगु ण, जगत्‌ के श्रादि कारण, परब्रह्म के श्रवतार 
हैं। यह बात मुख्यतः दो उद्देश्यों से कही गई । 
प्रथम भक्ति-मार्ग के पूर्व भ्रन्य सम्प्रदायो का उपदेश निगुण निराकार में 
श्रपनी ग्ात्मसत्ता को लीन कर देना था, परन्तु भक्ति-मार्ग में नराकार वासुदेव 
या उनके ग्न्य रूप (राम, कृष्णा ग्रादि) प्रतिष्ठित किये गए । स्वभावतः प्रश्‍न 
उठता था कि नराकार सीमित सत्ता में सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, श्रनंत, श्रसीम 
के ग्रंश आत्मा का विलीनीकरण केसे होगा ? इसलिए तत्त्वतः यह सिद्ध किया 
गया कि भ्रनंत, सर्वव्यापी परब्रह्म नर रूप में ग्रवतरित होते हैं ।. 
द्वितीय, यदि ऐसा नर रूप वासुदेव संसार में तटस्थ रूप से रहे; हमारे 
दुःखों को दूर करता हुआ, हमारे सुखों में साथ देता हुआ न दिखाई दे, तो 
उसके प्रति महत्त्व की भावना भले ही रहे, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति नहीं हो' सकती । 
फिर उसके प्रति यह लगाव, यह आकर्षण, सर्वस्व त्यागकर उसके पीछे लगने 
की प्रबल कामना, श्रात्म-समर्पण की भावना उत्पन्न होगी । जो भक्ति-मार्ग के 
उपासक के लिए प्रत्यन्त आवश्यक है। इसलिए एसे वासुदेव को श्राराध्य 
बनाया गया जो हमें, हमारे धन को धर्म-प्रसार में तत्पर साधु-संतों, महापुरुषों 
को दुष्टों व धर्मे-संहारकों से बचाता है, सुख-शान्ति का साम्राज्य फेलाता है । 
वसु उपरिचर तथा नारद के उपयु क्त ग्राख्यान साधना-क्षेत्र में क्रमशः 
दो विकासोन्मुखी सोपान हैं । वस्‌ के ग्राख्यान में वासुदेव श्रौर उनके तीन रूपों 
का कोई उल्लेख नहीं हे । वहाँ सव-शक्तिमान्‌ परमात्मा को हरि कहा गया 
है, जिनकी पूजा का विधान श्रभी यज्ञ से ही सम्बन्धित है। €ितीय उपाख्यान 
में वासूदेव, उनके भाई, लड़के तथा नाती पुजनीय.बताए गए हैं। इस नये धर्म 
को गीता के प्रतिपादित धर्म के समान कहा है । इस धमं के श्राद्य प्रवतक स्वतः 
, नारायरा हें । पहले उपाख्यान वाले धर्म-मार्ग के प्रवतेकों का कोई प्राचीन 
ऐतिहासिक उद्भव नहीं बताया गया हे । इन बातों से विदित होता है कि 
उपय्‌ त उपासना-पद्धति की स्थापना बहुत प्राचीन समय में हो चुकी थी, 
जिसे सुनिश्चित व सब्यवस्थित स्वरूप गीता में प्राप्त हुआ । इस धमं के मानने 
वाले ग्रागे चलकर सात्वतों से मिल गए ।१ 


१. Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. 
IV., ७.6, II. 


भक्ति का विकास १५ 


सात्वत धर्म यह जानना आवश्यक है कि सात्वतों का वृष्णि, श्रन्धक 
श्रादि वंशों से तथा सात्वत धर्म के चरम लक्ष्य वासुदेव से क्या सम्बन्ध है ? 

भीष्म पर्व के ग्रन्त में भीष्म कहते हैं कि ये ग्रनन्त, श्रलौकिक, लोक-हित- 
कारी और परम प्रमास्पद परमात्मा वासुदेव हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वदय तथा 
शूद्र निरन्तर इनकी पूजा करते हैं । द्वापर के श्रन्त में तथा कलियुग के प्रारम्भ 
में संकर्षण ने उनका सात्दत निधि से गुण गाया हे ।* 

“विष्णु पुराण' में यादव व वृष्णि-वंश का वंश-वृक्ष दिया हुआ है। उसमें 
सात्वत को अमृषा का पुत्र बताया है। श्रागे कहा है कि सात्वत को सन्तानें 
सात्वत कहलाई ।१ 

“श्रोमद्‌भागवत' में सात्वतों को महान्‌ भागवत्‌ तथा वासुदेव-परापण ब्राह्मण 
कहा गया है, जिनकी पूजा-पद्धति बिशिष्ट प्रकार को है । इसमें सात्वत, 
श्रन्धक तथा वृष्णियों को यादव-बंशो बताया है श्रौर वासुदेव को सात्वतर्षभ 
कहा है 12 

इन प्रमारों से जिदित होता हे कि सात्वतों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था, 
जिस अनुसार पुजा-विधान 'करने वाले सात्वत कहलाते थे । इनके उपास्य 
देव परमातमा के ही ततार नर-रूपी वासुदेव हें । वासुदेव को पूजा उनके 
श्रंशावतार व्यूहो के साय होती है :* वासुदेव तथा श्रन्य व्यूह समस्त यादव- _ 
वंश के ्रधिपति हैं तथा अपरे विशिष्ट प्रलौकिक गुणों के कारण समस्त बंश 
के पूजनीय हैं । वृष्णि, ग्रन्धक श्रादि समस्त शालाएँ यादव-कुल को हैं। 

भीष्म पः के ३५वें ग्रध्याय में ब्रह्म पुरष परमेश्‍वर को प्रार्थना करते हुए 
कहते हैं--'देव, यदु-उंश को वृद्धि करे । वासुदेव, ्र.पको ही कृपा से यह 
रहस्य मैं बता रहा हूँ (रहस्य श्रागे वहा है) । ग्रापने स्दयं को संवर्षण रूप 
में प्रकट करके प्रयने पुत्र प्रद्यम्त को उत्पन्त किया । विष्णु ने ही भ्रनिरुद्ध को 
उत्पन किया और उसो से मेरा जन्म हुआ । में भी वासुदेव के श्रंश से श्राप 
हो के द्वारा उत्पन्न किया गया हूँ । अगले भ्रश्य में प्रजापति परमात्मा का 
मनुष्यों के बीच नर-रूप वासुदेव के स्वरूप में श्रवतरित होना बताते हैं । 
ग्रनन्त ईइवर का सम्बोधन पूरे ग्रध्याय में 'वासुदेव' नाम से किया गया है । 


१, २, ३. Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, 


Vol. LV. 
४. ऊपर बताया जा चुका है कि नारायणीय सम्प्रदाय म व्यूह की पूजा का 


विधान है तथा यही धर्म आगे चलकर सात्वतों से मिल गया | 


१८ महाकवि सूरदास 


तात्पर्यं यह कि प्राचीन युग में संकर्षण श्रादि को वासुदेव ने ही प्रकट किया 
था ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की कि वे इस युग में भी श्रपन चलुव्यू हों के 
साथ पुनः प्रकट हों । इस प्रकार वासुदेव स्वयं इस उपासना-पद्धति का प्रसार 
करने बाले सिद्ध होते हैं। 
इस धर्म की प्राचीनता बताने के लिए गीता में कहा है कि प्रत्येक ब्रह्म के 
प्रारम्भ में नारायण इसका उपदेश देते हैं।? ब्रह्म में भी इसकी सर्वप्रथम 
शिक्षा पितामह या प्रजापति द्वारा दी गई थी, तदनन्तर बह्‌ दक्ष-प्रजापति को 
प्राप्त हुई । दक्ष से वैवस्वत मनु श्रौर फिर मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुई । यही 
परम्परा नाराएंणीय सम्प्रदाय में भी कही गई है जिससे ज्ञात होता है कि गीता 
का भागबत्‌-धर्म तथा नारायणीय एकांतिक धर्म एक ही है । 
यह भो बतान को चेष्टा की गई है कि सात्वत धर्म की उत्पत्ति सृष्टि- 
निर्माण के समय से ही चली य़ा रही है तथा उसका पालन भी उपयु क्त 
परम्परा से चला ग्रा रहा है। परन्त इस बात से यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह धर्म उस समय लोक-प्रचलित था । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि 
यह धर्म उसी समय से लोक-धर्म हो गया था। इस घर्म का लोक में प्रचार 
कब से हुआ, इसका प्राचीनतम प्रमाण पाणिनि के सूत्र हैं। उनसे यह भी 
मालूम होता है कि राम-कृष्ण के मन्दिर में कीर्तन ग्रादि के लिए भक्तगण 
एकत्रित होते थे । एसी स्थिति में इस उपासना का श्रारम्भ पाणिनि के श्रनेक 
वष पूर्वं हो गया होगा । यही बात पीछे नारायणीय धर्म के विषय में कही 
"गई । श्रतएव नारायणी सात्वत तथा भागवत धर्म एक ही है। “इसका 
(भागवत्‌ या नारायणीय) सात्वत नाम इसी कारण पड़ा, क्योंकि इसका 
प्रकार यादव श्रथवा सात्वत-कूल में था ।”* 
वासुदेव को उपासना के प्रसार के साथ ही नामों में परिवर्तन होता रहा । 
उन्हें कोई केशव, कोई जनार्दन तथा कुछ लोग कृष्णा कहते थे । पतंजलि के 
महाभाष्य में तीनों नामों का प्रयोग पाया-जाता हे । इनमें कृष्ण'नाम सर्वाधिक 
प्रचलित होता गया । सर्वप्रथम कृष्ण नाम वेद में मिलता है । ऋग्वेद; श्रष्टम 
मंडल, ७४वें मन्त्र के द्रष्टा ऋषि कृष्ण बताये गए हैं। वे मन्त्र के तीसरे और 
चौथे छन्शों में श्रपने को कृष्णा कहते हैं। 'भ्रनुक्रमरि' के लेखक उन्हें ग्रंगिरस 
श्रथवा ग्रांगिरस को सन्तान कहते हैं । पाणिनि से सम्बन्धित गरा में कृष्णायन 


१. श्रीमद्भगवद्गीता ४।१। 
२ 'गीता-रहस्य' लोकमान्य तिलेक (पृष्ट ५४२) । 


भक्ति का विकास र 5 85 


व रानायन गोत्र के प्रवर्तक क्रमशः कृष्ण. व रण बताये गए हैं। दोनों ब्राह्मण- 
गोत्र हैं तथा वशिष्ठ-गोत्र के अन्तर्गत श्राते हैं। 

इसके पश्चात्‌ देवकी-पुत्र कृष्णा का नाम छान्दोग्योपनिषद्‌ में मिलता है। 
यहाँ इन्हें घोर अंगिरस ऋषि यज्ञ-दर्शन सुनाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि 
अंगिरस कृष्णा के गुरु हैं। यदि कृष्ण अंगिरस हैं तो हम कह सकते हैं कि 
कृष्ण नामक ऋषियों की परम्परा ऋग्देव से छांदोग्योपनिषद्‌ तक चली आई । 
“जब वासुदेव को परम्परा बताया गया तव उपर्युक्त परम्परा से चले आए 
ऋषि कृष्ण को भी वासुदेव से मिला दिया गया ।”* 

गाथा या जातक के टीकाकारों का मत है कि “कृष्ण एक गोत्र का नाम 
है । कार्षायः। गोत्र प्रचलित हुआ । यह गोत्र वशिष्ठ व पराशर गोत्र के 
श्रन्तर्गत ग्राता हे । ब्राह्मणों का होने पर भो यज्ञ के समय क्षत्रिय अपने कर्मादि 
अनुष्ठान उस गोत्र में भी करा सके हैं। ्ाइवलायन सूत्र के श्रनुसार यज्ञ 
में क्षत्रिय का गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के श्रतुसार- होता है। इस तरह 
वासुदेव कृष्णायन गोत्र के हो गए, यद्यपि वह गोत्र ब्राह्मणों का था। कृष्णायन 
गोत्र का होन से वासुदेव को कृष्ण कहा गया । प्राचीन कृष्ण-सम्बन्धी समस्त 
ज्ञान वासुदेव में निहित बताया गया । महाभारत सभा पर्व के ३८वें श्रध्याय में 
भीष्म कहते हैं कि कृष्ण को ग्रादर देना चाहिए, क्योंकि वे वेद-वेदांग के ज्ञाता 
व ऋत्विज हैं ।* 

महाभारत और गीता के श्राविर्भाव से पूर्व जो कर्म-प्रधान ओर ज्ञान-प्रधान 
मार्ग चले श्रा रहे थे, उनमें हृदय के योग का महत्त्व श्रधिक नहीं समभा जाता 
था-। परन्तु वेष्णव-धर्म के क्रमिक विकास में हम यह भी देखते हैं कि जहाँ 
एक श्रोर इन मार्गों की महत्ता स्वीकृत हो चुक्री थी, वहीं दांशंनिकों को हृदय 
के योग की भी श्रावशयकता धीरे-धोरे भ्रचुभव होन लगी थी। उसके श्रनुसार 
उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण और साधना-मार्ग की प्रक्रियाश्रों का विधान 
भी हमारे सांसारिक व्यवहारों में किया । . 

“उपनिषद्‌ के अनुसार ज्ञान के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है । परन्तु 
गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुझे ग्रात्म-समर्पण करने वाला भी सब बन्धनों से 
छुटकारा पा सकता है । गीता के पूर्ववर्ती दर्शन भी यही कहते हैं कि पापियों 
का कर्मों से छुटकारा होना अ्रसम्भव है, परन्तु गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं 


१. Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. IV. 
२. Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. IV. 


२० महाकवि सूरदासं 
क्रि महान्‌ पापी भी मेरे सम्मुख होते ही साधु हो जाता है ।”१ 
इस प्रकार गोता के श्रउुसार जीवात्मा में श्रद्धा, समर्पण , भक्ति की भावना 
को सर्वप्रथम महत्ता दी गई । गीता में ही भक्ति-प्रक्रिया का उल्लेख मिलता 
है, उहाँ कि कर्म, ज्ञान तथा भ्रन्तिम फल को चर्चा है । उपासकों का 
वित्य व्यवहार भी समर्पण-बुद्धि से करने के लिए कहा ग्या है।श्रजून का 
हृदय व्यथित है । उसे दुःख है कि तुच्छ राज्य के लिए प्रेमी सम्बन्धी-जनों को 
यद्ध में मारना पड़ेगा ।* भगव न्‌ उसे द्वितीय अध्याय से लेकर ददाम अध्याय 
तक समाते हैं, फिर भी उसे संतोष नहीं होता । तब भगवान्‌ अपने विरट्‌ 
स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। वे कहते हैं-- 'उत्पत्ति, स्थिति, और विनाश का 
कारण में ही हूँ, अपने को इनका कर्ता तू क्यों समकता है कर्म कराने वाला 
कर्म की प्रेरणा देने वाला तो मैं हूँ ।”* श्रर्जु'न ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिए, 
तथा सब कुछ मेरा ही समझता हुआ सम्पूर्ण कतंव्य-कर्मो को करते वाला है, 
मेरा परायण, मेरा भक्त है श्रासक्ति-रहित है और सम्पूर्ण भूत प्राणियों में 
बेर भाव से रहित है, वह श्रनन्य भक्तियुग पुरुष मुझे ही प्राप्त करता है 1 
गीता के कई भाष्यकारों का मत हैं कि, उसमें भक्ति-सम्बन्धी निष्ठा 
यवा पथ का निर्देश अलग से नहीं है, और है भी तो कर्म-परक। परन्तु गीता 
में हृदय-हीन कर्म व शान का पोषण सर्वत्र नहीं है, केवल ययास्थान ही उसका 
निएश है। कर्मों का समर्पण ही भक्ति-तत्व है। “गीता कर्म-योग का 
ग्रंथ है. परन्तु वह ऐसे कर्म का संदेश देता है जिसका पर्यवसान 
ज्ञान में होता है । गीता ऐसप्रे ही कर्म-योग की शिक्षा देती है 
जिसके फलस्वरूप ग्राध्यात्मिक ज्ञान व शान्ति प्राप्त हो । वह्‌ कर्म को 
उपासना खूप में ग्रहण करने के लिए कहती है, जिसते हम भ्रन्त में ग्रात्म- 


१. ‘Evolution of Vaisnavism’ by रे. 1. K.N. Mitra 
(B. C. Law volume p. 678) 
२. श्रपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 
३. गीता, १ला ग्रध्याय, २८ से ४६वें श्‍लोक तक । ` 
गीता ११वाँ ग्रध्याय, ३२वाँ इलोक । 
५. मत्कर्मक्ृन्मत्रमो मद्भक्तः संग वर्जित: । 
निर्तेरः सरवेभूतेषु यः स मामेति पांडवः ॥११, ५५।। 


६. गीता १२।६। 21 8०) 


भक्ति का विकास २१ 


निवेदन तक पहुंच जायें ।””१ 

गीता का महावाक्य अन्तिम ग्रध्याय में दिया हुग्रा है। वहाँ भगवान्‌ 
कृष्ण श्रजुंन से कहते हैं कि भ्रपने हृदय में मुझे बसाकर मेरी शरणा में 
ग्रा जाओ । मेरी कृपा-दृष्टि से तुम्हें परम ज्ञान्ति प्राप्त होगी। मन को पूर्णतया 
मुझमें लीन कर दो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा तथा मेरे लिए हो यज्ञ 
करो । तुम मोक्ष गति को प्रवड्य प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मुभे बहुत प्रिय हो । 
समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में चले श्राश्नो । में तुम्हें समस्त पापों से 
मुक्त करके सोक्ष दूंगा 1 

जिस तरह कर्मो का पर्यवसान ज्ञान में होता है उसी तरह ज्ञान की 
श्रन्तिम पराकाष्ठा सम्पूर्ण ग्रात्म-समपंणा में है।”3 केवल बुद्धि के द्वारा ज्ञान 
का बाह्य-्रहण ही होगा, उसका केवल बोध ही होगा । वह साधना-पथ के लिए 
प्रारम्भिक अवस्था भले ही कही जाय, परन्तु उस ज्ञान में यदि गाम्भीय, ग्रात्म- 
साक्षात्कार की श्राकुलता तथा दृढ़ निश्चय की भावना न होगी तो वह केवल 
श्रम ही होगा। ज्ञात तो वही है जिसमें श्रन्तरात्मा जागृत हो उठे, प्रकाश 
पाकर उससे श्रालिगन, साक्षात्कार तथा एकाकार के. लिए व्यग्र हो जाय। 
ऐसी उपरसना श्रौर स्थिति केवल हृदय के भाव-प्रदशन-मात्र से प्राप्त नहीं 
होती, वरन्‌ चिरकाल से श्रज्ञानान्धकार से व्याप्त हृदय के ग्रान्तरिक प्रकोष्ठों 
में ज्ञान-ज्योति को पहुंचाने से होती है । उसमें सर्वस्व दान की ग्रावदयकता 
होती है, उप्तमें समस्त कर्मों के त्याग की श्रावश्यकता होती है । हमारी समरत 
श्रान्तरिक ग्रौर बाह्य चेष्टाग्रों, कर्मों श्रौर संकल्पों का भ्र.राध्य के .चरणों में 
समर्पण होना च.हिए ।* / 

इस प्रकार गीता ग्रात्म-समर्पण के भाव से श्रोत-प्रोत है, जो भक्ति की 
श्रन्तिम व सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में भक्ति के दार्शनिक पक्ष, साध्य पक्ष एवं साधना पक्ष 
का श्रच्छी तरह निरूपण हुआ है, परन्तु इस ग्रन्थ का महत्त्व प्रथम दो पक्षों को 
विवेचना के कारण न होकर ग्रन्तिम श्रर्थात्‌ साधना या उुपासनः-पक्ष के विस्तृत 
निरूपण के कारणा है | श्रजु न तो इस बात के जिज्ञासु हैं कि ब्रह्म क्या है, 

“Essays on Gita’ by Shri Aurbindo Ghosh, Vol. 11, 
२. गीता १८।६५,६६ । 

गीता ४।३३। 

“Essays on Gita’ by Shri Aurbindo Ghosh, Vol. II 


{ 


२२ | महाकवि सूरदास 


जगत्‌ क्या हे, जीव क्या हे श्रादि ? और न इस जिज्ञासा के कारण वे वृद्ध से 
ही विमुख हुए । श्रजुन तो अपने विरोध में युद्ध के लिए खड़े प्रियजनों को 
देखकर फिकर्तव्य-विसूढ़ हुए हैं तथा अपने प्रिय सखा कृष्ण से ऐसी परिस्थिति 
में सार्ग-दर्शन को याचना करते हें । इसी सार्ग-दर्शन, कर्तव्य को तीब्र लालसा के 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को श्रध्यायों में श्रजुंच को उपदेश देना पड़ा । यह तो 
पहले ही कहा जा चुका है कि गीता भक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय ग्रन्थ है। 


| इसमें जो भक्ति का स्वरूप और प्रक्रियाएँ बताई गई हैं वे सब हृदय को 


। स्वभाविक प्रेरणा से उद्भूत हैं, जिसे भागवत्‌-धर्म कहते हें । नारायणीय श्रोर 
' गीता-धर्म की एक ही परम्परा होने के कारण गीता-धर्म भक्ति-प्रधान है । 

स्वयं भर्हाषि वेशम्पायन ने महाभारत में कहा है कि गीता में भागवत्‌-धर्म की 
ही चर्चा है ।? 

भक्ति के दो स्वरूप हें । प्रेम-स्वरूप-भक्ति में साधक कर्मों का श्रवलम्बन 
न लेकर श्राराध्य की प्रेमयुक्त कौड़ाओं आदि में वृत्तियों को रमाता हुत्रा 
गन्तव्य स्थल तक पहुँचता हे । मर्यादा-भक्ति में आराध्य की उपासना के साथ 
वेदिक-शास्त्रोय श्रादि कर्मों का विधान भी रहता है । भक्ति के भावावस्था के 
भ्रनसार दो भेद और किये गए हैं-(१) परा भक्ति और (२) साधन- 
स्वरूपा भक्ति। परा शक्ति शुद्ध प्रेमावस्था है ग्रौरः साधनःस्वरूपा भवित परा 
भक्ति को श्रवस्या तक पहुँचने के पुर्व नव-विद्या भक्ति हे । गीता में नव-विद्या 
भक्ति का प्रतिपादन है तथा वह प्रेम-स्वरूपा भक्ति को पोषक न होकर मर्यादा 
भक्ति को पोषक है । 

गीता .में कहा है कि इस भार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में श्रद्धा का होना 
भ्रत्यन्त श्रावशयक है। जिसको बुद्धि शंकाश्रों श्रौर तर्को से भरी है, वह आगे 
क्या बढ़ सकेगा ? उसने तो श्रभी श्रपना पथ ही निश्चित नहीं किया । विवेक- 
हीन, श्रद्धा-रहित श्रोर संदाययुक्त पुरुष परमार्थं से भ्रष्ट हो जाते हैं।२ श्रद्धा 
की नितान्त भ्रावश्यकता का निरूपए भगवान्‌ यही कहकर करते हैं कि 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान के कारण उसे भगवद-प्राप्ति 
से परम शान्ति मिलती है ।६ र 

श्रद्धा की महत्ता बताने के लिए उसका ग्रत्यन्त प्रारम्भिक रूप भी अंकित 
किया गया हे । भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई श्रद्धा पुर्वक दोष न देखते हुए इस 
१. महाभारत, शान्ति-पवं ३४६1१० । 
२. गीता ४।४०। 
३. गीता ४३९) 


भक्ति का विकांसं २३ 


\ 


गीता का ही श्रवण करेगा, वह पापों से मुक्त होकर शुभ लोकों को प्राप्त 
होगा ।१ 

यही श्रद्धा के सात्विक स्वरूप के प्रथम सोपान का महत्तत्न हे । भगवान्‌ 
राजसी व तामसी श्रद्धा से युक्त देव-यक्ष, भूत-प्रेतादि के पूजने वालों का भी 
तिरस्कार नहीं करते ।* परन्तु वे कहते हैं कि उनका यह पुजन श्रविधि एवं 
श्रज्ञान पूर्वक किया गया हे 12 

श्रद्धा का राजसी व तामसी रूप विकृत है । जीवन-भर इस प्रकार पुजन 
करते हुए भी भरन्त में उपासकों का पतन ही होता है ।* ग्रन्तःकरण की शुद्धि 
के लिए तो श्रद्धा का सात्विक रूप अद्भीकार करना ही श्रेयस्कर है। गीता का 
बारहवाँ श्रध्याय भक्ति-योग के नाम से प्रसिद्ध हे । भगवान्‌ कृष्ण श्रजुन से 
कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए ग्रहण की हुई श्रद्धा से जो मुझे भजता है, 
उपासना करता है, उसे भें श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ।* 

भक्ति-मार्ग में श्रद्ध को महत्ता स्थापित करने वाला यह शलोक भक्ति- 
योग के प्रारम्भ में ही बताया गया है तथा समस्त भक्ति-योग सुनाने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ फिर से श्रद्धा की ग्रावइयकता बताते हैं ।१ 

श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहली आवश्यकता भगवान्‌ १२वें 
भ्रध्याय में बताते हैं । यह उपाय है--कर्मो के फल का त्याग ।° फल-त्याग से 
तत्काल ही परम शान्ति प्राप्त होती है ।“ फल की इच्छा न रखते हुए कर्म 
करना निष्काम कर्म है । निष्कास कमे से पाप नष्ट हो जाते हैं 

' इसके साथ ही मनुष्य को भगवान्‌ का भजन करना चाहिंए। भजन को 

प्रेरणा या तो श्रापत्तियाँ पड़ने पर होती है श्रथवा श्रन्तःकरण की शुद्धि के, 


१. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्तः शुभांल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकमे णाम्‌ ॥१८।७१॥ 
. गीता ६।२३। 
- गीता ६।२५। 
. गीता ६।२४। 
. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युवतमा मताः॥१२।१। 
. गीता १२।२०। शै 
७. गीता १२1११ । 
८. गीता १२।१२। 


KX NN 


AD 


२४ सदाक्रवि सूरदास 


पश्चात्‌ । प्रथम प्रेरणा भक्ति-मार्ग की श्रोर ले जाने दाली नहों है | द्वितीय 
प्रेरणा को ही गीता श्रधिक महत्त्व देती है ।* भजन का इतना प्रभाव हे कि 
महान्‌-से-महान्‌ पापी भी भजन के प्रभाव से साधु हो जाता है । 

अजन के अन्तर्गत कीतंन तथा नाम-स्मरण आते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि 
ग्रस्त काल में जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर-त्याग करता 
है, उसी गति को वह प्राप्त होता हे । जो मेरा स्मरण करता हुआ मृत्यु को 
प्राप्त होगा बह मेरे साक्षात्‌ स्वरूप की प्राप्त करेगा 13 इसीलिए हे श्र॒ज्‌ न, तू 
सब समय में मेरा स्मरण करत हुआ युद्ध कर !* 

नाम-स्परणा के साथ-ही-साथ गीता साधकों से कीर्तन करने के लिए कहती 
हे । कीर्तन नाम-रूपादि का होता हे । भगवान्‌ कहते हैं कि भवतजन निरन्तर 
सेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए श्रनग्य भाव से मेरी उपासना करते 
हैं। वे वार्तालाप श्रादि करते हैं, तो भी भगवान्‌ के ऐरवर्य, रूप, गुण 
प्रादि का ।१ 

इन सबके साय-ही-साय 'पाद-सेवन', श्रर्थात्‌ पूजा का भी विधान है।' 
भगवान्‌ भक्त के पत्र-पुष्प-फल रे हो स तुष्ट हो जाते हैं।६ भक्ति-भाव से की 
हुई पूजा से भगवान्‌ की प्राप्ति ्रवशय होती है । इस बात को भगवान्‌ प्रतिज्ञा 

वंक कहते हैं। 

भक्ति-शास्त्रों में उपासना करने को विभिन्न भाव-नूमियाँ बताई गई हैं। 
वे हैं--ग्रंशाशी-भाव, दास्य-भाव, सख्य-भाव तथा काःता-भाव । जब श्रजुन 
भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप को वन्दना करता है, तब इन समस्त भावों का 
ग्राभास उसमें मिल जाता है। विशेषतया दास्य-भाव स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है । उस विराट्‌ रूप को देखकर अजु न भयभीत-सा होकर श्रपराधी सेवक 


. ग्रेपां त्त्न्तगतं पापं जननां पुण्य कर्मणाम्‌ ॥गीता ७।२५॥ 
, गीता ६।३०। 

, गीता ८।५। 

, तस्म.त्स्वे ¶ कालेपु मामगुस्नर युध्य च 1८191) 

, गीता १०॥६ | 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भकया प्रयच्छति । 

तदं भक्त्य्‌ पहूतमइनामि प्रयतात्मना । 

७. गीता १८।६५ । 


त 2८. XN 


भक्ति का विकास ऱ्श 


को तरह भगवान्‌ से प्रार्थता करन लगता हे ।* 

श्रात्म-निवेदन भक्ति-प्रक्रिप्रा की भ्रम्तिम अवस्था है । भगवान्‌ कहते हैं 
कि हे अजु न, तू जो कर्म व.रता है, जो कुछ खाता है, हवन करता है, दान देता 
है, तप करता है, सब मुक श्रपण कर ।* इससे समन और बुद्धि दोनों भगवान्‌ 
में लग जाते हें । भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे उपासक फिर श्रपने प्राण भी मुक 
ग्रपित कर देते हैं ।”३ 

कृष्ण ने कहा था : 

सर्वे धर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि गीता एक भक्ित-प्रन्थ है तथा उसमें 
भवित की समस्त विधियों का समावेश है । “श्रद्धा विश्‍वास की उपासना में 
अधिक महत्त्व देने के कारण गीता को भविण का ग्रन्थ समझना चाहिए ।”४ 

उच्च-से-उच्च स्थिति के पहुंचे हुए भवत से गीता कर्म करने के लिए कहती 
है। जो ब्रह्म में एकाकार हो गया है, जिसने परा भवित को प्राप्त कर लिया 
है उसे भी वेइ-शास्त्र एवं लोक-सम्मत कर्मो का सम्प.दन करता चाहिए, क्योंकि 
लोकस्संग्रह के लिए उनका करता श्रत्यन्त आ्रावश्पक है । ज्ञान की अत्यन्त उच्च 
श्रवस्था तक जाने वले जनक श्रादि कर्म करते हैं।* 


इससे ज्ञात होता हे कि गीता वंधी श्रर्थात्‌ मर्यादा-भक्ति को समर्थक हे । 


ऊपर दो-तीन स्थानों पर बताया गया है कि नारायणीय श्रौर गीता का भाग- 
दत्‌-धर्म एक ही है । महाभारत में नारायणीय घर्म को प्रवृत्ति-परक द्र्थात्‌ 


१. तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाम कायं, 

प्रसादये त्वमहमीझमीङ्ग्रम्‌ ॥ 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु:, 

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ॥११।१४॥ 
२. गीता ६।२७। 
. गीता १०।६। 


४. “The Geeta must be judged mainly as a treatise on 
Bhakti by virtue of the prominence accorded to 
the element of faith” (From “lhe Bhakti Doct: 
rine in Sandilya Sutra” by Dr. 13. M. Barua, 
M.A. D. Litt. 2nd Oriental Congress, Calcutta. 
9. 437.) 

५, गीता ३।२०। 


~ 


२६ | | महाकवि सूरदास 


संसार के व्यवहारों से लगा हुआ कहा है ।१ “इसका तात्पर्यं यह नहीं कि 
“श्रवणं कीतंनं विष्णोस्मरणां' आदि नव विधा भक्ति गीता को मान्य नहीं है। 
वह्‌ कर्मो को गौण कहकर छोड़ देने और नव विधा में ही लीन रहने की 
स्थिति उचित नहीं बताती । हमें शास्त्रीय कर्मों का सम्पादन, परमेश्वर का 
स्मरण करते हुए, उसी की निमित सृष्टि के संग्रहार्थ निष्काम बुद्धि से करना 
चाहिए ।”२ 


२ 


सूत्र काल 


नारद-शांडिल्य भक्ति-सूत्रः--भक्ति को छोड़कर अन्य सुक्ति-मार्गों का 
निरूपण सूत्र-पद्धति से विभिन्न झाचारयों ने किया था । भक्ति का व्यवस्थित 
विवेचन कदाचित्‌ नारद श्रौर शांडिल्य ने ही सर्वप्रथम किया । 

“जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह सिद्धान्त 'छांदोग्योपनिषद्‌' में शांडिल्य 
के नाम से प्रसिद्ध है । सदानन्द अपने 'वेदान्त सार' में इसका उल्लेख करते हुए 
इसे शांडिल्य का बताते हें । इस कारण शांडिल्य को उपर्युवत सिद्धान्त का 
प्रथम प्रवेतक मानते हें ।” यह भक्ति-मार्ग के श्राचार्यों द्वारा श्रागें जाकर 
अ्रपनाया गया है, क्योंकि वह भक्ति के तात्विक विवेचन के लिए श्रावइयक है । 
फिर भी शांडिल्य का 'भक्ति-सूत्र' गीता के श्राधार पर लिखा हुआ कहा जाता 
है।* शांडिल्य ने भक्ति का जो निरूपणा किया है वह नारद से कहाँ तक 
मिलता है यह देख लेना चाहिए । र र 

देवर्षि नारद ने भक्ति की व्याख्या की है ।५ “उनके अनुसार भक्ति चित्त 
की वह वृत्ति है, जिसकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति के सारे कर्म, सारे आचार 
ईश्वर को श्रपित हो जाते हैं और तदनुरूप ही साधक साध्य ग्रथवा ध्येय की 

» 


१. महाभारत, शान्ति पवे ३४७।८१ । 

२. 'गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक (पृष्ठ ४३५ ) 

३. “The Bhakti Doctrine in the Shandilya Sutra” by 
Dr. B. H. Barua M. A., 1). Litt. 2nd Oriental Con- 
ference, Calcutta. p. 413. 

४. वही, पुष्ठ ४३७। 

५, नारदस्तु तदपिताखिला चारता। 

तद्विस्मरसो परमव्याकुलता चेति ॥ (नारद-भक्ति-सूत्र १९) 


° 


भक्ति का विकास ६ २७ 


विस्मृति होते ही श्रत्यन्त व्याकुल ग्रौर ग्रधीर हो उठता है ।”* इससे ज्ञात 
होता है कि प्रेम की पराकाष्ठा में, जब साधक ग्रपने-ग्रापको भूल जाता है, तब 
उसे कर्मार्पण करने की आवदथकता नहीं होती, कर्म स्वयं ही आराध्य को 
ग्रपित हो जाते हैं । फिर उसके कर्म ग्रपने लिए नहीं होते । गीता की भाँति 
नारद भो भक्ति की श्रन्तिम अवस्था तक कर्मो का होना मानते हैं । परन्तु जहाँ 
गीता का स्पष्ट निर्देश हे कि साधक को श्रन्त तक लोक-संग्रहार्थ कम करना 
चाहिए, वहाँ नारद प्रेस-तत्त्व को अधिक महत्त्व देते हुए कर्मों का ईइवरारपरण' 
होना स्वयं हो स्वीकार करते हैं । प्रेम को इतनी उच्च स्थिति न हुई, तो वह 
पुरां रूप से भक्ति न कहलायगी । नारद भक्ति को चरमावस्था में कर्म करना 
अथवा न करने का प्रश्‍न ही नहीं उठाते । इस प्रकार कर्म को थोड़ा छोड़कर 
भक्ति या प्रेम के तत्त्व का श्रधिक समावेश नारद-भक्ति की विशेषता है । इसी 
प्रेम-प्रधान-भक्ति को नारद प्रेम-रूपा-भक्ति कहते हैं ।* 

महष शांडिल्य ने भी कुछ इसी प्रकार भक्ति को व्याख्या की हे--“सा 
परानुरक्ति रीइवरे ।” ३ 

“उनके अ्रतुसार 'परा' भक्ति ईश्वर में अनुरक्तिं या अनुराग है । 'अनुरवित' 
का 'ग्रनु इस वात का द्योतक है कि वह राग, प्रेम-भाव ध्येय के महत्त्व, 
भ्रनन्य, नित्यत्व श्रादि के जान लेने के बाद ही उत्पन्न होता है और जैसे-जैसे 
ध्येय के महत्त्वादि ग्र॒ुणा श्रात्म-दर्शन का रूप धारण करते जाते हैं वैसे-ही-वैसे 
बह रागात्मिका वृत्ति या प्रेम-भाव भी प्रगाढ़ और अद्वितीय होता जाता है, 
यहाँ तक की परिपाक की चरम सीमा पर परा भक्ति का नामात्तर हो. 
जाता है ।”* tea है 

स्पष्ट है कि शांडिल्य साधक के लिए, साध्य के ज्ञान का होना परम 
झावइयक मानते हैं । ज्यों-ज्यों साध्य का स्पष्टीकरण, साक्षात्कार श्रोर 


१. 'नारद और शांडिल्य की भक्ति-पद्धति', लेखक श्री ग्राद्याप्रसाद मिश्र 
एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, ग्रवतुबर-दिसम्वेर 
१९४६) । 

२. नारदे-भवित-सूत्र २ । 

३. झांडिल्य-भवित-सूत्र २। 

४, 'तारद और शांडिल्य की भवित पद्धति’, लेखक श्री श्राद्याप्रसाद मिश्र * 
एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, ्रवतूबर-दिसम्बर्‌ 


१९४६, पृष्ठ ३५१) । 


रप महाकवि सूरदास 


श्रत्मानुभव होता जायगा त्यों-त्यो प्रेम भी बढ़ता जायगा । “ग्रावश्यक होने के 
कारण उसे भवित का बहिरंग न कहकर झतरंग बताया है ।”* नीता में भी 
ज्ञानी भकतों को श्रन्य तीन भक्तों से श्रेष्ठ बताया है। वहाँ श्रेष्ठता का, कारण 
साध्य में हढ़ निष्ठा होना बताया हे ।२ वह प्रेम की निष्ठा है अथवा अन्य 
किसी भाव की, इस विषय में गीता कुछ नहीं कहती । गीता ज्ञान को मुक्ति 
की साधनावस्था मानती है, तो शांडिल्य ज्ञान को शुद्ध प्रेमा-भक्ति की प्राप्ति 
का पूर्व ग्रंग । शांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है । कर्म का 
क्या स्वरूप है, क्या श्रवस्था है इस विषय में शांडिल्य कुछ भी नहीं कहते । नारद 
ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तो शांडिल्य कर्म के सम्बन्ध में मौन हैं । 

शांडिल्य के श्रनुसार शुद्ध राग ही भक्ति है, हरि-स्मरण-कीर्तनादि नहों । 
“नारद के अनुसार वही ईइवर के प्रति सर्वाधिक प्रेम-भाव का लक्षण है ग्रथवा 
वही उसकी परीक्षा का निष्कर्ष है ।”3 महाधि श्वांडिल्थ ने भक्ति-भाव प्राप्त 
होने तक की स्थिति को दो भागों में बाँटा है। पहली अ्रवस्था साधनादस्था है, 
जिसे वे भ्रपरा भक्ति कहते हैं। पुजा, कथा, श्रवणा श्रादि इसी साधना या अ्रपरा 
भक्ति की श्रावश्यक रीतियाँ हैं। द्वितीय या भ्रन्तिम भ्रवस्था, जिसे परा भक्ति 
कहा है, शुद्ध भाव-भूमि है । 

नारद श्रौर शांडिल्य की भक्ति-पद्धति की तुलना से यही ज्ञात होता है कि 
दोनों को भवित का स्वरूप बहुत-कुछ एक-सा ही है । शांडिल्य जहाँ भक्ति के 
श्रन्तिम स्वरूप-फल-के सम्बन्ध में कह्‌ देते है वहां नारद उसके विषय में मौन 
हैं। परतु इसका भ्रर्थ यह नहीं कि उनको भवित की चरमावस्था का रूप कुछ 
दुसरा ही है। दोनों के कथन का तात्पर्य एक ही है, शब्द भिन्न हैं । 

इन दोनों श्राचार्द ने सूत्र-पद्धति से भक्ति का शास्त्रोय निरूपण किया । 
भागवतकार ने भवित के विभिन्‍न ग्रंगों एवं उपांगों का विस्तृत हृदयग्राही 
निरूपणा, भगवान्‌ श्रौर उनके भक्तों के लोक-पावन चरित्रों द्वारा किया । 

पौ राणिक युग 

थ्रीमदभारावत-बेदों श्रौर ब्राह्मणों के कर्मे-कांड, उपनिषदों 
१. वही पृष्ठ ३५१ । 
२. गीता ७।१७,१८ | 
3. 'नारद ग्रौर शांडिल्य की भवित-पद्धति', लेखक श्री ग्राद्याप्रसाद मिश्र एम० 

° (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, ग्रक्तुत्रर-दिसम्धर १९४६, 

पृष्ठ ३५२) । श्र 


भक्ति का विकास २६ 


श्रौर श्रारथ्यकों के ब्रह्म-ज्ञान और वेदान्त-शास्त्रों के वर्शात्रम-घमं तथा सांख्य, 
वैशेजिक, न्याय के तऊं्ञात श्रादि के समन्वय और सारन्त्र का सम्पादन, 
मानव-कत्याणार्थ, महि व्यास ने बृहद्‌ ग्रन्थ 'महाभारत' में किया। उनका 
कपन है कि इस ग्रन्थ में बतलाये मागं पर चलकर मनुष्य सांसारिक पुरुषार्थो 
की प्राप्ति सहज ही कर सकता है। इतना महान्‌ लोक-कल्याण करने के 
पइ्वात्‌ भी मर्हाउ व्यास को शान्ति का श्रनुभव नहीं हुआ, तब देर्वाध नारद ने 
बताया कि व्यास ने धर्मादि पुरुषार्थो का जैसा निरूपण किया है, भगवान की 
महिमा का वैसा निल्पण नहीं किया । व्यास जी, श्रापका ज्ञान पूणा है। श्राप 
भगवान्‌ की कीत का, उनकी प्रेममयो लोला का वर्णन कीजिये । इसी से दुःख 
को शान्ति हो सकती है ।१ 

देर्वाब नारद के भाषण से ग्रनुमित होता है कि 'महाभारत' श्रौर 'गीता' 
ग्रन्थ को रचना करके भी भक्ति के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया 
गया था। उसमें मनुष्य सस्त्र' को केन्द्र मानकर समस्त पुरुषार्थो को प्राप्ति 
में तत्पर होता है । भक्ति में वह भगवान्‌ को ही सब-कुछ मानकर उसकी प्राप्ति 
के लिए जीवन को प्रेम में पागकर श्रत में उस महा प्रेमार्णव में लीन हो जाता 
है । चतुष्युरुपार्थ रूप सांसारिक धम के ग्रर्य में 'मानव-धर्म' कहकर श्री श्रक्षय- 
कुमार वर्‍द्योपाध्याय ने कहा है कि) “महाभारत में मानव-धर्म का सम्यक्‌ 
प्रचार हुआ है । भागवत्‌-धर्म का वास्तविक प्रचार नहीं हुआ । दोनों के दृष्टि- 
कोणा में महात्‌ श्रन्तर है । मानव-धर्भ के दृष्टिकोण में रहता है ।--मनुष्य का 
स्वभाव और प्रयोजन । हमें परम शान्ति मिले, इसलिए ब्रह्म तत्व का श्रवण 
और निदिध्यासन करते हैं'""'' "परन्तु भीतर-बाहर प्रेममय होकर ग्रपने समस्त 
पुरुपाथ-साधन की बुद्धि का परित्याग करके ्रन्तत-प्रेम रस के आधार श्री भग- 
वान्‌ में पूर्ण रूप से श्रात्म-समर्पण, यही सत्र पुरुषार्थो से परे परम पुरुषार्थ है। 
अपने जीवन के प्रत्येक व्यापार में तथा अखिल विश्‍व के प्रत्मेक व्यापार में 
भगवान्‌ के श्रात्म-प्रकादा तथा श्रात्म-गांयोग की लीला के ्रास्वादन करगे की 
साधना का नान भागवत्‌-ध है । (भागवतोगतभवित) ।' 

लगभग यही बात तिलक ने भी कही है 'महाभारत' और 'गीता' में नैष्कर्म- 
परक भागवत्‌-धर्म का जो निरूपणा है उसमें यथायोग भत्रित का निरूपण नहीं 


१. श्रीमद्‌भागवत, प्रथम ग्रध्याय ५।८,६,४० । | 
२. 'महषि श्रीकृष्णाद्वपायन रौर भागवत्‌-धमं, लेखक श्री श्रक्षयक्रुमार 
वन्द्योपाष्याय एम० ए० ( कल्याणा’ भाग १६, सं० ३, पृष्ठ ११७६-११८२) 


ह 


३० महाकवि सूरदास 


है इसीलिए भक्ति-प्रतिपादन करने वाले भागवत-पुराण' की रचना की 
गई ।”* “वास्तव में भगवान्‌ के आविर्भाव से भवित का नया रूप मिला ।”१ 
अक्ति का वास्तविक प्रचार और प्रसार तथा उसका सत्य-स्वरूप भागवत्‌-ग्रन्थ 
सें प्राकर हो प्रकट हुआ । 
अक्ति के जिन सिद्धन्तों का निरूपण वेदों से लेकर भक्ति-सूत्र-ग्रन्थों तक 
हुग्रा, प्रत्यक्ष जगत्‌ से उदाहरण लेकर उन्हीं को भक्ति में ढाल देने की स्वा- 
भाविक प्रक्रिया का ग्राविर्भाव श्रभी तक नहीं हुः्रा था। गीता में नवविधा- 
भक्ति का निरूपणा बुद्धि-पुरस्सर प्रयत्न था । हृदय को उन विधियों की उस 
सनोहर, ग्राकर्षक एवं स्वाभाविक झाँकी का दर्शन न कराया गया था, जिसे 
देखकर घोर-से-घोर विषयी, कठोर-से-कठोर हृदय वाला, शुष्क-से-शुष्क 
ताक श्रनजाने ही श्रखण्ड-सौर्दर्य का पुजारी हो जाय । “भागवत ने श्रीकृष्ण 
चरित्र के माधुर्य का लोगों को रसास्वादन कराकर कृष्णोपासना के वैष्णाव- 
- पन्थ, द्राविड, महाराष्ट्‌, ग्रुजरात, राजपूताना, उत्तर हिन्दुस्तान और बंगाल 
में स्थापित किये ।”१ इसका इतना प्रचार “भगवान्‌ के काव्यमय “भावपूर्ण 
यश-गायन के कारणा हुश्रा है 1४ 
श्रवणा-भक्ति के द्वारा गोकणं के छोटे भाई ने भूत-योनि से उद्धार पाकर 
वेकुण्ठ की प्राप्ति की।* नाम-स्मरणा के कारण पापी भ्रजामिल ने नरक से 
छुटकारा पाकर विष्णु-धाम में स्थान पाया ।१ पाद-सेवन श्रर्थात्‌ सेवा, द्वारा 
क्षत्रिय-कुल-भूषण राजा भ्रम्बरीष महान्‌ भागवत्‌-भक्त हो गए, इत्यादि 
श्रनेकानेक उदाहरणों द्वारा भागवतूकार ने हमें विवास दिलाया कि यह कोई 
नई बात नहीं है । इन मार्गो द्वारा पहले भी कई भक्तों का उद्धार हो चुका हे 1४ 
भकत का उद्धार भगवान्‌ प्रत्येक परिस्थिति में करते हैं। उसकी समस्त 


१. 'गीता-रहस्य', लोकमान्य तिलक, पृष्ठ ५४० । 

२. Early History of the Vaishnav Faith and Move- 
ment in Bengal by S. K. De, M. A., 1). Litt. p. 5. 

३. “मराठी वाङमया चा इतिहास' लेखक ला० रा० पांगारकर (प्रथम खण्ड 
पृष्ठ ११०) । 

¥, “Early History of Vaishnava Faith and Move- 
ment in Bengal by 3. K. De, M.A. D. Litt., p.4. 

५. 'श्रीमद्भागवत्‌-माहात्म्य' (कल्याण भागवतांक, पृष्ठ १७५) । 

६. 'श्रीमदभागवत्‌' षष्टम स्कन्ध १-२। 

७. 'श्रीमद्भागवत्‌' स्कन्ध नवम चतुर्थं अध्याय । ब 


क 


भक्ति का विकास ३१ 


कामना पूणं करने का भार भगवान्‌ श्रपने ऊपर ले लेते हैं। भकत ध्रव के बाल 
हठ की पुति हुई । ग्रां स्वर से पुकारने वाली द्रौपदी की रक्षा भगवान्‌ ने 
की । जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित रादि हैं, परन्तु साकार रूप धरकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने अपने परमश्रेष्ठ जिज्ञासु भक्त उद्धव की जिज्ञासा शान्त को ।१ 
भगवत्‌ में ज्ञानी भक्तों के भी कई उदाहरण हैं जिनमें प्रह्लाद का बड़ा मर्मस्पर्शी 
चित्र है । कठोर-से-कठोर एवं भयंकर-से-भयंकर विपत्तियों में से श्ात्तिपुर्वक 
भगवान्‌ का स्मरणा करते जाते हैं । 

साधन-मार्ग में साधक को जिन विभिन्न भावों को हृदय में धारण कर 
श्रपना सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित करना चाहिए, उसका विस्तृत, व्यावहारिक 
एवं श्रादर्श निरूपणा 'भागवत्‌' ने बड़ी हृदय-ग्राही पद्धति से किया है। इसका 
अभाव पूर्व ग्रन्थों में था। 'महाभारत' ग्रन्थ भी भगवान्‌ कृष्ण की विभिन्न 
लीलाग्रों का वर्णन है । इसमें कहीं-कहीं उपयु क्त भावों के दृष्टिकोण से उन 
कथाओं का स्पष्टीकरण भी है। परन्तु साधना की दृष्टि से इन भावों का 
बिस्तृत हूदय-ग्राही विवेचन “भागवत! में ही है । 'महाभारत' ऐतिहासिक ग्रन्थ 
हे । उसमें इन भावों का सामान्य संकेत ही है । 

दास्य-भाव से युक्त भकत की दिनचर्या, विश्व से उसका सम्बन्ध, गुरुजनों 
ग्रादि से व्यवहारादि का विस्तृत विवेचन, राजा श्रम्बरीष के ग्ाख्यान द्वारा 
किया गया है ॥* इस अध्ययन में दी हुई दिनचर्या थीड़े-बहुत ग्रन्तर से भ्रन्य 
भक्तों की भी होती है। 

सख्य और वात्सल्य के साधुर्य का भण्डार दशम स्कन्ध का पुर्वार्ध है । जन्म 
से लेकर मथुरा जाने तक की विविध लीलाझ्रों में सर्य, वात्सल्य श्रौर रति- 
भावों का समावेश है । बाल्य-काल में कृष्ण भ्रपनी मधुर लीलाग्रों, शारीरिक 
चेप्टाश्रों, तोतली मधुर वाणी, बाल-हठ ग्रादि से नन्द-यशोदा एवं गोपियों को 
वात्सल्य प्रेम का भ्रानन्द प्रदान करते हैं। वे हो श्रागे चलकर गो-चारण श्रादि 
श्रवसरों पर श्रपने सखाश्रों से हिल-मिलकर खेलते हुए सख्य के वास्तविक प्रेम 
का माधुयं चखाते हैं। दास्य से श्रधिक सर्य, सस्य से श्रधिक वात्सल्य श्रोर 
इन सबसे ्रधिक रति-भाव में ग्राराध्य सान्तिध्य रहता है । अतएव उत्तरोत्तर 
श्रानन्दं को भी वृद्धि होती है । रति-भाव 'भागवत्‌' का भ्रादर्श भाव है । भक्ति- 
मार्ग में वही सबसे श्रेष्ठ भाव समझा जाता है माखत-लोला, चीर-हरण, 
महा रास ग्रादि सब रति-रूपो महा रस प्रदान करने की क्रीड़ाएँ हैं। इन सब 

१. 'श्रीमञद्भागवत्‌', ११वाँ स्कन्ध । 

२. वही, ११वाँ स्कन्ध । 


श्र महाकवि सूरदास 
करीडाग्रों में रास-लीला, प्रेमा भक्ति या रति-भाव की श्रादर्श क्रीड़ा है । 

श्रोकृष्ण की मधुर मुरली को सुनकर गोवियाँ पिता-पति-पुत्रादि को सेवा 
के साथ-ही-साथ शास्त्र-मर्यादा व लोक-लज्जा को कुचलती हुई, कृष्ण जहाँ दूर 
एकान्त कुञ्ज में शरद-शवरी के शुभ्र मंजुल प्रकाश में मुस्करा रहे थे, दौड़ी 
हुई पहुँचों । परन्तु वहां जब गोपियों ने सुक्नोमल मधुर प्रेम-वर्तालाप के स्थान 
पर कृष्ण के कठोर सती-धर्म, गह-धर्म, लोक-घमं के उपदेश सुने तो वे क्रोध- 
युक्त उपालम्भो से बोलीं--“तू बड़ा धर्म-वेत्ता है, यह हमें सव मालूम है | पति- 
पुत्रादि की सेवा का जो तूने उपदेश दिया, वह तू अपने पास ही रख*-'हे 
कृष्णा ? तेरा मन्द त्मित गुख-कमल देखते ही, मधुर सम्भापणा का माधुर्य 
चखकर हमारा तद्विपपक काम हो गया है । यदि तू हम लोगों को प्रणाय-भिक्षा 
देकर शरण में न लेगा, तो तेरा ही ध्यान धारण करके हम अपने प्राण तेरे 
पदा रविन्दों पर त्याग देंगी ।”१ गोपियों के प्रेमयुझ्त वचत सुनकर श्रीकृष्णा 
ने परम श्रानन्दरायक महारास की क्रीड़ा को । इस कीड़ा का बड़ा मर्मस्पर्शी 
वर्णन भागवत्कार ने किया हे, जो रतिभाव का परिपोषक है ।* 

“जसे छोटा लड़का पानी के प्रतिबन्ध से खेलता है वैसे ही कृष्णा ने 
ˆ गोषियों से श्रालिगन, हस्त-स्पर्श, सप्रेम श्रवलोकन, मनोहर-धिलास, हास्य 
इत्यदि त्रिहार करके जल-्रीड़ा की तथा उनके मनोरथों को पूर्ण किया 13 

रति-भाव द्वारा भगवान्‌ की इस क्रीड़ा में परमातन्द-लाभ 'भागवत्‌' की 
बिशेषता हे । 'भागवत्‌' ने गोयियों के श्रपार प्रेम को देखकर ही रास-लीला 
का ग्रारोजत किया । योग-माया को ग्रंगोकार करके कृष्ण ने गोपियों के साथ 
बिहार करने का निश्‍चय किया : 

“वीक्षरतु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः ।” 

वेद-विहीन, ज्ञात-विहीन, क्मे-क;डों से दूर शत-सहस्न गोपिरों का उद्धार 
भगदात्‌ ने प्रेम के बल पर किया । गोपियाँ कृष्ण को सर्वस्व रुमझकर अपने 
हृदय को प्यात बुझाने गई थीं, परतु कृष्णा ने उन्हीं को सर्वाधिक ग्रानन्द 
दिया ।४ 


« 'श्रीमःद्भागवत्र्‌', १० स्कन्ध २६।१८ से २७ तक्र । 
'श्रीमद्भागवत्‌', १० स्कन्ध ३३।१५ से २६ तक । 

एवं परिष्वंग कराुभिमर्श स्निग्धेक्षणोद्यामविलास हासँः । 

रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी भिं थार्भकः स्व प्रतिविबवि भ्रम: ।1१७॥ 
४. श्रीमद्भागवत ११। १२। १३। 


ARN 


भक्ति का विकास ३३ 


यही भागवत्‌ को महत्ता है । कामासक्त गोपियों के भाव का ग्रनादर तो 
दूर रहा, उसे दिव्य प्रेम में परिणत करके भगवान्‌ कृष्ण ने विशुद्ध ञ्रानन्द का 
दान दिया ।॥* जो शुद्ध रति भाव से भगवान्‌ से मिलना चाहेगा उसका कहता 
ही क्या है ? इसी रस को प्राप्ति के लिए श्रादि काल से ऋषि-महषि, दार्शनिक, 
कर्मकांडी, ज्ञानी ग्रादि विभिन्न मार्गों को खोज करते चले भ्रा रहे थे । वह रस 
उन्हें मिलता जा रहा था, उसका संचय होता जा रहा था। वही रस श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ में ग्राकर सम्पूर्णंतः परिपक्व होकर मधुरातिमधुर हो गया ।* महर्षि 
व्यास ने चिल्ला-चिल्लाकर कहा है कि हे रसिक जनो, यदि वास्तविक रस 
का ग्रानन्द लेना है तो भागवत्‌-रस को चखो । हे भावुक जनो ! तुम्हारे भाव 
की तृप्ति, हृदय के परमानन्द की प्राप्ति इसी रस-सरिता में भ्रवगाहन करने से 
होगी । 

श्रीमदृभागवत्‌ की रस-सरिता में भारत की जनता को मार्जन कराकर 
उसका मधुर रस चखाने वाले श्रागे चलकर मुख्यतः श्रीरामानुज, श्री मध्व, श्री 
निम्बाकं एवं श्री वल्लभ हुए । 


१. “Early History of Vaishnavism” by. S. K. De, 
M. A., 1). Litt., P. 5. 
२. निगम कल्पतरोरगेलितं फलं शुक मुखादमृत द्रव संयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोर सिका भुवि भाविकाः 
“श्रीमद्भागवत , १।१।३। 


२ 
भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदाय 


भारतवर्ष में श्राउवीं शताब्दी घोर भ्रशांति एवं भ्रव्यवस्था से परिपूर्ण थी । 
“गौतम बुद्ध के समय से तर्क-शक्ति और वौद्धिक विचारों का प्राबल्य खूब बढ़ 
गया था । परन्तु लोगों को यह भली भाति विदित हो गया था कि तर्क-शवित से 
ब्रह्म-ज्ञान श्रसम्भव है । इस काररा मीमांसकों की प्रवृत्ति शब्द-प्रामाण्य की 
श्रोर वढी । उन्हीं के नियमों के श्रनुसार शंकराचार्य ने वेदाग्त शास्त्र का 
निर्माण किया । तर्क-शवित के श्रप्रतिष्ठित और ग्रनिश्चित रहने के कारण ब्रह्म 
ज्ञान का वास्तविक ग्राधार शास्त्र-उपनिषद्‌ हैं रौर उन उपनिपदों के वाक्यों 
का समन्वय करना ही ब्रह्म-ज्ञान का मार्ग है । सनातन-धर्म के इ सिद्धान्त 
की स्थापना करके श्राचा्य ने तर्क-बुद्धि द्वारा चंचल बुद्धि को शांत किया ।*** 
भ्रशान्त चित्तों को 'तत्त्वमसि' ्रादि वाद्यों द्वारा अन्तर्मुख करके “रर ब्रह्मास्मि’ 
का साक्षात्कार कराया । तकं-वितर्को की तरंगों में धवके खाने वाले मन को 
ब्रह्म-ज्ञान द्वारा स्थिरता प्रदान की ।”१ 

प्राचीन वे दिक-श्रोवनिषदिक धर्म को पुनस्थापना का समस्त श्रेय श्री शंकरा- 
चायं को ही है भ्रौर इसमें सन्देह नहीं कि दर्शन-क्षेत्र की उस विरोधी प्रबल 
धारा के श्रावेश को केवल झांकर का श्रद्वेतवाद ही रोक सकता था। 

शंकराचार्य के भ्रद्देत सिद्धाग्त के कारण, उपासना-क्षेत्र में “सेवक सेव्य भाव 
बितु, भव न तरिय उरगारि” का सिद्धान्त टिक नहीं सकता था । जब यह 
हश्य जगत्‌ ब्रह्म हो है, उससे भिन्न नहीं, जीवात्मा भी ब्रह्म है, उसकी स्वतरत्र 


१. शंकराचार्य , महादेव राजाराम बोड स । ° 


भकक्‍ति-सम्वन्थी दार्शनिक सम्प्रदाय ३५ 


सत्ता नहीं, तब भक्ति कंसे हो ? प्रेम किससे किया जाय, गुणा किसके गाये 
जायें ? “इस सिद्धान्त के फलस्वरूप व्यावहारिक जगत्‌ में प्रेम श्रौर स्नेह को 
कोई स्थान ही न रहा । यद्यपि शंकराचार्य के शिष्यों ने गात्मा की अज्ञानावस्या 
में प्रेम ग्रादि को स्थान दिया था, पर यह सिद्धान्त प्रचलित होकर वैष्णव धर्म 
के मूत में कुठाराघात का कारण हुय्रा ।”* 

धर्म और अद्वत के इस कठोर प्रतिपादन के कारणा, जन-प्रिय वेष्णव धर्म की 
सहज अ्रबाध गति में बड़ो बाधा पड़ी । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शंकरा- 
चार्य धर्म के इस लोक-प्राह्म स्वरूप के विरोधो थे । वे भक्ति के कई सिद्धान्तो 
को स्वीकार करते थे तथा उन्होंने सर्वप्रथम उपासना-मार्ग में सम्बन्ध लाने के 
हेतु 'पंचायतन-पूजा' की पद्धति श्रारम्भ की थौ । परन्तु शंकराचार्य के सम्मुख 
र्म-रक्षा का कार्य था । वे भारतवर्ष के वातावरण के प्रतिकूल बहने वालो 
दार्शनिक धारा को रोककर, उसकी मूल धारा को फिर प्रवाहित करना चाहते 
थे। धर्म के किसी एक साम्प्रदायिक श्रंग के प्रचार का उस समय प्रश्‍न न था। 
यह कार्य श्रहतवाद ही कर सकता था । जब ग्र्तवाद के सम्मुख श्रन्य धमं 
परास्त हो गए ग्रौर सतातन वैदिक-धर्य को पुनर्स्थापना हो गई, तब श्रन्य 
प्राचार्या ने धर्म के सहज स्वरूप का प्रचार किया, जिससे केवल पंडित ही नहीं 
किन्तु ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक श्रपनी मुक्ति को साधना कर सकें । भ्रदवेत- 
वाद केवल पण्डित वर्ग के काम की वस्तु थो । 

इसका विरोध करने के लिए “श्री यामुनाचार्य ने अपने शिष्य श्री रामा- 
नुजाचार्य को 'बादरायरा सूत्र पर भाष्य करने का ग्रादेश दिया । ब्रह्म-सूत्र और 
उपनिषद्‌ के आधार पर स्थापित शंकर के श्रत के सामने भव्ति-सिद्धान्त की 
स्थापना श्रसम्भव होती देखकर वैष्णव श्राचार्यो ने इस भाष्य की रचना की 


आवश्यकता समभी 1 * 


श्री रामानुज.चायं का विशिष्टाहतवाद 


शंकराचार्य के भ्रनुसार ब्रह्म की एकता भ्र्वितीय है। उससे भिन्न कोई 
वस्तु नहीं है । परन्तु रामानुजाचायं ब्रह्म की एकता ग्रह्वितीय नहीं मानते, 
प्रत्युत चिन्मय ग्रात्मा तथा जड़ प्रकृति से विशिष्ट । इस तरह रामानुज न ब्रह्म 


१. Collected Works of Sir R. ७. Bhandarkar, Vol. 
१७ ७ Fi 
२. वही । 


३ ` महाकवि सूरदास 


a 
को तान गुणों से युक्त बताया-_चित्‌ श्र्थात्‌ भोक्ता जीव-श्रचित श्र्थात्‌ 
भोग्य जगत्‌ तथा ईश्वर ग्रर्थात्‌ श्रंतर्यामी । रामानुज का यह सिद्धान्त उपनिषद्‌ 
के 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं तरिविधं ब्रह्म एतत्‌’ पर श्राधा- 
रित है ।* 

रामानुज भी ब्रह्म की श्रद्वैत सत्ता को मानते हैं, परन्तु उनके श्रनुसार ब्रहम 
उपयूक्त तीत गुणों से विशिष्ट रहने के कारण बिशिष्टाइँत है । शरीर तथा 
उसे धारण-पोषण करने वाला श्रात्मा और श्रात्मा का भी धारण-पोषण व 
नियन्त्रण करने वाला ईश्वर, इन तीनों की समष्टि ही भ्रद्वेत है । रामानुज के 
मत में सगुण या सविशेष ब्रह्म ही उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि 
जगत्‌ में निगुण वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती । 

ब्रह्म पाँच रूपों में प्रकट होता है ।* 

१, परत्रह्म--इसे नारायण या वासुदेव भी कहते हैं । इनका निवास-स्थान 
बैकुण्ठ है, जो द्वारपालों से निरन्तर रक्षित रहता है । वहाँ भगवान्‌ शेषनाग 
पर विराजमान श्री, भू, लीला श्रादि से सेवित हैं वे दिव्य ग्रलंकारों से सुशो- 
भित, चारों हस्तकमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हैं तथा श्रनन्त, 
गरुड़, विष्वक्सेन प्रभृति पार्षद एवं मुक्त-काम मुनियों, तपस्वियों से सदा परि- 
वेष्टित रहते हैं। 

२. व्यूह्‌-परब्रह्म ने चार रूप (जिन्हें व्यूह कहते हैं) धारणा किये हैं, 
(१) वासुदेव, (२) संकर्षण, (३) प्रद्युमन श्रौर (४) ग्रनिरुद्ध । ये रूप पर- 
ब्रह्म ने पूजा तथा विश्व-उत्पादनार्थ धारण किये हैं । 

३, वेभव-कच्छ-मच्छादि श्रवतार । 

४. अर्चा या मूर्तिजो मन्दिरों, घरों ग्रादि में स्थापित की जाती हैं । 
इन मूर्तियों में परब्रह्म सुक्ष्म शरीर से रहता है। 

५. अन्तयीमि-ग्रन्तःकररा के प्रेरक रूप में । 

इन पाँच रूपों में ्राविभू त होने का कारण भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता 
तथा करुणा हो है। वे उपासकों के श्रनुरोध से ऐसा करते हैं 13 

रामानुज-सम्प्रदाय में परम उपास्य श्री लक्ष्मीनारायरा हैं । भ्राचाये ने दोनों 
का स्वरूप इस तरह वाशित किया है-- 


१. “शवेतारवतरोपनिषद्‌” १।१२। 


२. “स्वलीला वशादर्चा विभव व्यूह्‌ सूक्ष्मांतर्यामि भेदेन”, ( 


कर स सवे दर्शन संग्रह्‌) । 
३. “सवं दर्शन सैग्रह--रामानुज दशनम्‌” ४९ | 


या 


भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदायं ३७ 


नारायण--भगवान्‌ नारायण लक्ष्मी जी के पति सम्पूर्ण ग्रवगुशों से रहित, 
कल्याणमय तथा अपने श्रतिरिक्त समस्त वस्तुश्रों से विलक्षण एकमात्र ग्रतन्त- 
ज्ञानानन्द स्वरूप हैं ।' वे कल्पाण गुणों के समूह हैं। उनका दिव्य श्री विग्रह 
स्वेच्छाचुरूप सदा एकरस श्रचिन्त्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य निर्मल, उज्ज्वल, 
सुगन्धित, सुन्दर, सुकुमार, लावण्य, योवन श्रादि श्रनन्त गुरों का भण्डार है । वे 
श्राभूषणों एवं दिव्य अस्त्रों से सम्पन्न हैं । 

लक्ष्मी--तारायण अपने मन के अनुरूप नित्य-निरवद्य-स्वरूप श्रीविग्रह 
तथा गुण, वेभव, ऐश्वर्य, शील श्रादि ग्रसीम कल्याणकारी गुणों से सम्पन्न, 
श्री (लक्ष्मी) के प्रियतम हैं । 

श्री लक्ष्मीनारायण के संकल्पानुरूप पूर्ण दास-भाव-युक्‍्त तथा ग्रनन्त गुण- 
सम्पन्न पाषंद युगल चरणों की स्तुति किया करते हें । 

नारायण की लीला जगत्‌ का उद्भव, स्थिति एवं संहार है । परब्रह्म 
पुरुषोत्तम नारायण ब्रह्मा से लेकर कीट-पतंगे तक की सृष्टि करने के उपरान्त 
भी अपने ही रूप में श्रवस्थित रहते हैं । * 

वे देव मनुष्यों की ्राराधना के विषय नहीं हैं । अपार करुणा, सुशीलता 
श्रादि के वशीभूत होकर, श्रपने स्वभाव को न छोड़ते हुए देव मनुष्यों के 
सजातीय स्वरूपों में अपने को ही प्रकट करते हैं श्रोर श्राराधित होते हैं ।* वे 
ही भगवान्‌ भूमि का भार हरण करने के लिए जीवों को शरण देने के लिए, 
भूमि पर ्रवतीणे हुए । 

शंकराचार्य के श्रनुसार समस्त इन्द्रियगम्य सृष्टि ब्रह्मा का प्रतिबिम्ब-मात्र 
हे । उन्हें ब्रह्मा में श्रविद्या की कल्पना करनी पड़ी जिसके कारण ब्रह्म॒ ग्रपने 
भीतर विविध नामर्पात्मक मिथ्या जगत्‌ को देखता है । इस श्रविद्या के हट 
जाने से ज्ञान का प्रकाश होता है श्रौर सब कुछ ब्रह्म रूप दिखाई देता है। 
“ब्रह्मा ही जगत्‌ का सूक्ष्म रूप में कारण और स्थूल जगत्‌ रूप में कार्य है । इस 
पर भी वह विकार-रहित होता है । यह विश्‍व ब्रह्म में लीन है और ईश्वर 
विद्व में श्रन्तनिहित है । जीव और जगत्‌ उसके शरीर हैं । दोनों नित्य और 
सत्य हैं, मिथ्या नहीं । सृष्टि का प्रयोजन केवल लीला है ।” बालक जिस प्रकार 


१. “श्रियः पति ।', (गीता रामानुज भाष्य) 
२, गीता रामानुज भाष्य पृष्ठ १-४ । 


३. वही । 


३८ महाकवि सूरदास 


खिलोने से खेलता है उसी प्रकार वह लीला-घाम जगत्‌ उत्प'न करके खेल 
किया करता है ।* माया इह्य की शदित है। 

शंकर के श्रनुसार जीव एक श्रोर विभु है, परन्तु रामाठुज उपनिषदों के 
श्राघार पर उसे विभु न मानकर भ्रगु मानते है 1* तथा जीव को एक न मान 
कर ग्रनन्त मानते है । ब्रह्म विभु और भ्रणु है । दोनों में सजातीय श्रौर विजा- 
तीय भेद नहीं है फिर भी स्वभावगत भेद है । जीव कार्य श्रौर ईश्वर कारण 
है। ब्रह्म पूर्ण श्रोर जीव भ्रंश है।' उपनिषद्‌ य ग्रात्मानमंतरो यमयति स त 
रातमा श्रंतर्वाम्यमृत' ग्रादि वाबयों द्वारा जीव का ब्रह्म से पृथवत्व प्रतिपादित - 
करते हैं । 

जीव तथा जगत्‌ यद्यपि नित्य तथा स्वतन्त्र है फिर ग्रन्तर्यामी परमात्मा 
का सर्वत्र वास होने के कारण दोतों ईश्वर के अधीन हैं । ईश्वर जीव का 
नियामक है । जीव श्रपने कार्य-कलापों श्रौर मुक्ति के लिए ईश्वर पर श्रव- 
लम्बित हे । 

रामानुज के ग्रनुसार जीव तीन तरह के है-- ; 

(१) बद्ध-ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रकौट, पतंगे, वक्षादि जो संसार-चक्र में 
बंध हैं । 

(२) मुकत 

(३) नित्य 

बद्ध के दो दर्ग हैं-(१) भोगेच्छ श्रौर (२) मुमुक्ष । भोगेच्छ सांसारिक 
तुच्छ पदार्थों तथा स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त कर्म होम, हवन, 
तोर्थाटन दान ग्रादि करते हे । इसमें कुछ भगदान्‌ में मन लगाते हैं तथा कुछ 
देवी-देवताश्रों का पूजन करते हैं। मुपक्षप्रो में कुछ ऐसे होते हें जो मुक्ति 
के द्वारा ईस्वर-साक्षात्कार करना चाहते हैं बे भ्रविद्या के बन्धन का नाझ 
भवित हारा करते हैं । 

शंकर के अनुसार भ्रविद्या जीव के बन्धन का कारणा है | इसे रामानुज भी 
मानते हैं। शंकर के अनुसार ज्ञान होने से श्रविद्या रस्त हो जाती है र 
प्रविद्या का श्रम्त होना ही मुक्ति है; मुक्ति क्रिपा-साध्य नहीं है । आत्मा 
नित्य मुक्‍त है, केवल श्रज्ञान का नाश होते ही मुक्‍त श्रात्मा भ्रपने स्वरूप में 
प्रकाशित होता है । परन्तु रामातुज मुक्ति या ईश्वर-साक्षात्कार-क्रिपा या 


१. भारतीय दर्शन', श्री बलदेव उपाध्याय, पुष्ठ ४६६ । 
२, स्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ५।६ । 


cn ~ Ly नि 
भक्ति-सम्वन्धी दाशनिक सम्प्रदाय ३६ 


उपासना को साध्प मानते हैं । ईश्वर की उपासना करने पर ईश्वर का साक्षा- 
त्कार होता है । 

“रामानुज दर्शन के अनुसार जब जीवात्मा ईश्‍वर को भूलकर स्वयं को 
स्वतन्त्र समझने लगता है, तब ईश्वर उसे कर्म के कटु फल द्वारा वास्तविक 
स्थिति का बोध कराते हैं । तव उसे भ्रपने पापपूर्ण कर्मों का स्मरण होता है। 
श्न्तर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से वह अपने पापों को पहचानता है ग्रौर ईश्वर 
से सहायता के लिए प्रार्थना करता है । रामानुज दर्शन में पाप-कर्मो को स्वीकार 
करने तथा कर्मों का उत्तरदायित्व पहचानने को महत्त्व देता है । यामुनाचायं ने 
स्वयं को पापों का ग्रागार कहकर भगवान्‌ से सहायता के. लिए विनय की 
है 1१ 

रामानुज भक्ति के साधन-पक्ष में कर्मयोग श्रौर ज्ञानयोग को महत्त्व 
देते हैं । पक्ष में नित्य-नेमित्तक कर्म तथा श्राराध्य की पूजा है । पूजा-विधान 
में श्रचंन, प्रतिमा-पूजन है । उपासना करने से दुरित-राशि दूर होती है। 
ऐसा श्राचार्य का मत है श्रोर उससे विभवोपासना में श्रधिकार संघटन होता 
है । इसके पश्चात्‌ उपासक व्यूह की उपासना का श्रधिकारी होता है । तदनन्तर 
सूक्ष्म उपासना का श्रघिकारी होता है । इन सबके परचात्‌ भ्रन्तर्यामी के 
साक्षात्‌ की शक्ति समुद्भूत होती है ।* 

पूजा पाँच तरह की बताई गई है 

(१) अभि गमन-_देवता के स्थान और मार्ग का मार्जेन प्रौर लेपन । 

(२) उगादान-गन्ध-पुष्पादि एकत्रित करना । 

(३) इउग्रा-देवता का पूजन । 

(४) स्वाध्याय -प्रर्थातुसंधानपूर्येक मंत्रजाप, वष्णव-सूक्त, स्तोत्र-पाठ 
तक्त्व-प्रतिपादक झारत्रों का भ्रध्ययन । 

(५) योग-देंबता श्रतुसंधान । इसके श्रन्तर्गत यम-नियमादि श्रष्टांग 
योग के साथ ही शुद्ध सात्विक भ्रत्न-जल ग्रहण करना एवं प्रन्तर्बाह्म पवित्रता 
रखना । 

इन सबके श्रतिरिक्‍्त उपवास, तीथं, दान, यज्ञादि निष्काम भाव से 
करना । सत्य, शौच, असा ग्रादि नियमों का भी विधान है । पद्य पुराणा' के 


‘Indian Philosophy’ by Shri Radhakrishnan, P. 703 
२. सर्वे दर्शन संग्रह्‌--रामातुज दर्शनम्‌ ४४ | 
३. वही । “तत्राभिगमनम्‌ नाम देवता स्थान मार्गस्य" आदि, पृष्ट ६३ । 


४० महाकवि सूरदास 


ग्रनुसार कुछ भ्रन्य कम-विधान जोड़े गए हैं जसे शरीर पर शंख-चक्रादि के 
चिन्ह बनाना, चन्दन लगाना, मन्त्रोच्चार करना, वेष्णवों की सेवा करना, 
एकादशी ब्रत करना, पूजा में श्रीहरि को तुलसी-पत्र चढ़ाना, श्रादि । 

कर्मयोग के इस पथ पर चलकर साधक को आत्मा धीरे-धीरे शुद्ध होती 
है, वायुदेव प्रसन्न होते हैं। फिर वह ज्ञान-योग के योग्य हो जाती है।१ 
“रामानुज के अनुसार निष्काम क्म से संचित कर्मों का नाश होता है। 
श्राङम्बरपूर्ण कर्मो का फल अस्थायी होता है तथा ब्रह्म-ज्ञान का फल श्रक्षय 
होता है । परन्तु कर्मों का सम्पादन भगवान्‌ को समर्पित किया जाय तो वह 
मोक्ष का कारण होता है ।२ 

अपने को प्रकृति से श्रभिन्न मानते हुए भगवान्‌ का भ्रंश (4701६९) 
मानना ज्ञान हे । ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भक्ति-मार्ग प्रशस्त होता है । 

उपयुक्त भक्ति-साधन में केवल त्रिवर्णो को ही श्रधिकार है, शूद्रों को 
नहीं । रामानुज भक्ति के लिए मुक्ति ही को प्रधान मार्ग कहते हैं, तथा भक्ति 
में भी परा प्रपत्ति भ्रर्थात्‌ शरणागति का होना श्रत्यन्त आवश्यक. मानते हैं। 
जीव-पक्ष 'में ईश्वर की शरणागति और ईइवर-पक्ष में जीव के प्रति ग्रहैतुकी 
कृपा, रामानुज-दर्शन की विशेषता है। जब तक जीव भगवान्‌ की शरण में 
नहीं जाता, तब तक उसका परम कल्याण नहीं हो सकता । जीव तथा जगत्‌ 
यद्यपि नित्य तथा स्वतन्त्र हे, फिर भी श्रन्तर्यामी परमात्मा का सबके भीतर 
वास होने के कारण, वह ईश्वर के श्रधीन हें । ईश्वर जीव का नियामक है। 
जीव अ्रपने कार्य-कलापों के लिए ईश्वर पर. भ्रवलम्बित है। इसलिए .संसार 
के कठोर बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान्‌ नारायणा को शरण में 
जाना चाहिए । इसी को प्रपत्ति कहते हें । 

भगवान्‌ को ग्रात्म-समर्पण करना ही प्रपत्ति है । श्राचार्य ने अपने गद्यत्रय 
में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। गुरु से प्राप्त करके भक्ति के साधन-मागं 
पर चलने में ग्रसमर्थं होने के कारणा शरणापर्‍्न भकत अपने को भगवान्‌ के 
भरोसे छोड़ देते हैं। यह मागं झूद्रों के लिए भी खुला है। है 

जो इनमें से कोई भी साधना न कर सके, उसे श्राचारय के सम्मुख श्रात्म- 
समपंणा कर देना चाहिए । _ इसे श्राचार्याभिमान योग कहते हैं । इस योग में 


१. 'सर्व-दशन संग्रह, ५२।५३।५४ | 
२, ‘Indian Philosophy’ by Shri Radhakrishna 


1), P. 
३. 'सर्व-दशंन-संग्रह', ६०।६१।६३ । 0s 


~ Ce 
भक्ति सम्बन्धी दाशेनिक सम्प्रदाय . ४१ 


साधक प्रत्येक बात में ग्राचार्य का आज्ञानुसार व्यवहार-साधनादि करता है और 
श्रन्त में मुक्ति-लाभ करता है । 

शंकर जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते हें । उनका कहना है कि आत्मा 
नित्य मुक्‍त है । श्रज्ञान का नाझ होते ही श्रात्मा श्रपने स्वरूप में प्रकाशित 
होता हे । परन्तु श्री रासानुज जीवन्मुक्ति नहीं मानते । उनका यह मत हे कि 
मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म का दास ही है, क्योंकि एक ईश है दुसरा अनीश, 
एक असीम तथा दूसरा समीम, एक प्राज्ञ तथा दूसरा ग्रज्ञ है। इस तरह श्रात्मा 
परमात्मा के समान होकर भी पृथक्‌ रहता है । 

मुक्‍त जीव में सर्वज्ञत्व तथा सत्य संकल्पत्व श्रवश्य श्रा जाता है, परन्तु 
सववे-कतृ त्व गुण ईश्वर के सांथ ही रहता हे । रामानुज का मुख्य सिद्धान्त है 
कि आत्मा बिना शरीर के किसी भी अवस्था में श्रवस्थित नहीं रह सकता, ग्रतः 
मुक्‍तावस्था में भी श्रात्मा को शरीर प्राप्त होता है। परन्तु शुद्ध सत्व का बना 
हुआ वह शरीर श्रप्राकृत होता है श्रौर भगवान्‌ की सेवा करने के निमित्त 
धारण किया जाता है । इसी शुद्ध सत्व से बेकुण्ठ आदि लोक निमित होते हैं। 
यह बेकुण्ठ नारायणा के ही योग्य विविध विचित्र और भ्रनन्त भोग्य पदार्थों तथा 
भोग्य स्थानों से सम्बद्ध, श्रनन्त श्राइचर्यंमय, महा बेभव विस्तार-युक्त, नित्य- 
निर्मल, क्षय-रहित परम व्योम है? यहाँ मुक्त श्रात्मा श्री, भू, लोला देवियों 
के साथ सेवा करती हुई, ईश्वर की श्रपार लीला में नारायण के समान ही 
परम श्रानन्द का उपभोग करतो हैं । यही केकयं है, जिसकी प्राप्ति करना 
रामानुज-दर्शन की दृष्ट में, परम पुरुषार्थ है । 

श्री रामानन्द जी की उपासना-पद्धति 

दर्शन पक्ष में श्री रामानन्द जी श्री रामानुजाचायं की हो परम्परा में 
माने जाते हैं। केवल उन्होंने रामानुज से भिन्त उपास्य के स्वरूप को ग्रहण 
किया । वही यहाँ हमें लेना चाहिए । i 

श्री रामानुज के उपास्य देव श्री लक्ष्मीनारायण हें । श्री रामानन्द के 
उपास्य श्री सीताराम हें । र 

भगवान्‌ श्रीराम परम तत्त्व है उनसे परे श्रव्य कोई नहीं ।* उनमें श्रौर 
श्री सीता जी में नित्य सम्बन्ध रहा करता है।* वे उनसे उसी प्रकार भ्रभिन्न 


१. “नित्यनिरवद्याक्षर परम व्योमनिलयः”, (गीता, 'श्रीरामानुज भाष्य') । 
२. “रामात्परतरं तत्त्वं श्रुति सिद्धान्त गोचरम्‌”, (सिद्धान्त दीपक) । 
- ३. “माता पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध उच्चते” ॥४॥ (वैष्णव मताब्ज भास्कर) । 


४२ महाकवि सूरदास 


हैं, जिस तरह सूर्य से प्रभा । 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा । 

श्री सीताजी श्रनन्त ऐइवर्य श्रौर गुणों से विभूषित हूँ। उनका श्रपने भक्त 
जनों पर वात्सल्य भाव नित्य रहता है । वे वात्सल्य रस की चरम सीमा है ।' 


_ भगवान्‌ श्रीराम जानकी जी के पति एवं साक़ेत-धाम के एकमात्र श्रधीइवर 


हें । वे भक्तों को इच्छाश्रों को पूर्ण करने वाले हूँ ।१ 

साकेतराज श्रीरामचन्द्र हमारे जसे हे । उनके श्रीविग्रह का श्राकार हम 
सब-जंसा ही है, वे चतुर्भुज न होकर द्विभुज हैं । वे हमारे बीच में पुथ्वीवासी 
दशरथ के पुत्र-रूप श्रवतरित हुए थे । वे हमारे वन्दनीय हे ।3 

रामानग्द-सम्प्रदाय में एक विशेषता मिलतो है लक्ष्मण सहित श्रीसीताराम 
का उपास्य रूप में ग्रहण । केवल सीताराम का ध्यान कदाचित्‌ ही किसी इलोक 
में मिले । श्री राधाकृष्ण-परक सम्प्रदायो में यह बात नहीं है। 

राम श्रौर नारायण एक ही हैं। जहाँ “ध्येयः सदा सवितृ-मण्डल मध्यवर्ती, 
नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टाः कहकर सूर्य को नारायण कहा है । वहीं 
“सूर्य मण्डल मध्यस्थं रामं सीता समन्वितम्‌” कहकर सूं ग्रौर .सीताराम में 
श्रभेदत्व स्थापित करके नारायण और राम को श्रभिन्त कहा हे ।४ 

जित तरह रामानुज-सम्प्रदाय में श्री लक्ष्मीनारायण मंत्र-तारक मंत्र माना 
जाता है उसी तरह रामानन्द-सम्प्रदाय में श्री राम-दाम मंत्र ।५ बे मन्त्र ये हैं-- 

“श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये ।” 

“श्रीमते रामचन्द्राय नमः ।” 

राम नाम मन्त्र के प्रवतंक श्रो हनुमानजी माने जाते हैं जो मन्त्र जपने 
बाले भक्तों को भ्रपने वज्त्र शरीर से रक्षा किया करते हैं।१ 

साधक दो तरह के बताये गए हुं-(१) जो संसार के समस्त प्रपंचों को 
छोड़कर श्रीराम जी को ही सर्वस्व समझते हैं ।° ये भक्त श्री राम के ही यश- 


* “्रखिलमदृभुत शुभगुणा वात्सल्य सीमा च या” (वैष्णव मतान्ज भास्कर )1 
: "सिद्धान्त दीपक’ १ लोक | 

- 'वेष्णव मताव्ज भास्कर! ५ । 

: 'सनत्कुमार संहिता’ । 

. 'वष्णव मताश्ज भास्कर’ १ । 

« “सिद्धान्त दीपक? ३। 

७. 'वप्णव भेद निरूपण ८ (वै म० भा) 


ANN XT Xr 


भक्ति-सम्तरन्धी दार्शनिक सम्प्रदाय ४२ 


श्रवण, कीर्तन आदि में लगे रहते हैं । ये शुद्ध या प्रपन्न भक्‍त कहलाते हैं।' 
(२) दूसरे व्यक्ति वे हैं जो कोई उपाय न होने से पुरुषकार सीता जी का ध्यान 
करते हैं श्रथवा वाःसल्य रूप राम को इष्ट मानते हैं ।' कोई-कोई साधक गुरु 
का श्राश्रय ग्रहण करते हुए शरण में जाते हैं 12 

वैसे तो रामानुज ने शूद्रों को भी भक्ति का श्रधिकार दे दिया था, परन्तु 
इस विचार को उन्होंने उतना व्यापक रूप न दिया जितना रामानन्द ने । इन्होंने 
कहा कि शक्त, श्रशक्त, (ट्विजाति या शूद्र) कुलवान, कुलहीन सभी को बिना 
देश-काल, शुद्धता-ग्रशुद्धता का विचार किये भक्ति करने का श्रविकार है ।* 
इनके रैदास चमार, कबीर जुलाहे भ्रादि भी शिष्प थे । 


रामानन्द ने कॅकर्य भाव से उपासना करने का निर्देश किया था तथा 
कर्मों का श्रनुष्ठान लोक-संग्रह भाव से-- 
लोक संग्रहणार्थ तु श्रुति चोदित कर्मणाम्‌ ॥१२॥ 
(श्री वेष्णव-मताब्ज; न्य(स-स्वरूप निर्णय) 
इन्होंने साधना पक्ष में वही कर्म-विधान रखे जो सब वैष्णव-सम्प्रदायों. 
में प्रचलित थे । श्री रामनवसी व्रतोत्सव, श्री जानकी नवमी ब्रतोत्सव तया 
श्री हनुमज्जन्म-व्रतोत्सव इस सम्प्रदाय की विशेषताएं हैं । 
इन्होंने श्रतन्य भाव, छुज-करट प्रपंचों से रहित, विवेकपुक्त, यम- 
लियमाईि श्रण्टांग योग युक्त, तेलधारवत्‌ निरन्तर ध्रनुराग को हो परा- 
भक्ति प्रथवा श्रेष्ठ भक्ति कहा है । ६ इस भक्ति के द्वारा भगवान्‌, श्रीराम का 
साक्षात्कार करके भक्त उस ग्रमृत-सिधु में स्वान करता है जहाँ संसार के पाप- 
ताप नष्ट हो जाते हैं और बह्‌ श्रानन्द-महासागर में निराग्न होकर फिर नहों 
RS A का ऑल 
वैष्णव भेद निरूपण १४॥ 
, 'क्ृपादि भेद निरूपण’ ५।६ (वँ म० भा०) | 
प्राप्य परात्वाधिरादि मार्ग निरूपण' ५ (वै० म० भा०) । 
, 'न्याय-स्वरूप-निर्णय' & (वैर म० भा०) । 


2८ 6 (७0 दण ९० 


दोप भूतैरनुप्ठाने त केकयं परायणे ॥१२॥ (वै० म० भा०, न्यःसस्वल्य 
निर्णय) । 
६. 'मुमित साधन प्रकरण, ६, ७ (वै० म० भा) । 


३४ महाकवि सूरदास 


लोटता ।' 
श्रो मध्वाचार्य का द्वैतवाद 
मध्वाचार्य ने विष्णु को ही सर्वोच्च परम तत्त्व कहा है ।९ भगवान्‌ विष्णु 
अनन्त व असीम गुणों से विभूषित हैं । भगवान्‌ में ग्रचित्य शक्ति का वास 
होता हे । यह शक्ति प्रद्‌भुत श्रौर श्रलौकिक सामर्थ्य-सम्पन्न होती है । इसी 
शक्ति के कारण भगवान्‌ में विषम गुणों का होना श्रसम्भव नहीं होता । 
भगवान्‌ का शरीर सच्चिदानन्दमय है, श्रतः वे शरीर होने पर भी नित्य 
तथा स्वतन्त्र हैं । भगवान्‌ के सच्छ, कच्छपादि श्रवतार स्वयं पूणं होते हैं 12 
“मत्स्य कर्मादि स्वरूपों से, कर चरणादि ग्रवयवों से, ज्ञानानन्दादि गुणों से 
भगवान्‌ अत्यन्त अभिन्‍न है, श्रतएव भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के श्रवतारों में भेद 
दृष्टि रखना नितान्त अनुचित है । ४ 
कदाचित्‌ वेष्णव भक्तों के श्राराध्य नराकार विष्णु का परम तत्त्व से 
ग्रभेद स्थापित करने वाले मध्वाचायं ही हें । भ्रन्य श्राचारयो ने निर्गुण ब्रह्म के 
विभिन्त स्वरूपों का वर्णन करते हुए साधना-माग में प्रतीक रूप विष्णु को 
माना हे । परन्तु मध्व के विष्णु उस परम तत्त्व के प्रतीक न होकर स्वयं परम 
तत्त्व हैं । इसके पूर्व कदाचित्‌ उपासकगण परम तत्त्व तथा श्रपने सगुरा 
ग्रराध्य में थोड़ा-बहुत भेद मानते हों, पर माध्व सम्प्रदाय ने वह भेद बिलकुल 
ही नहीं रखा । इससे ज्ञात होता है कि मध्वाचार्य शंकराचार्य की कैवल्य मुक्ति 
नहीं मानते । यह भी कहा जा सकता है कि जैसे भ्रन्य ग्राचार्यो ने भक्ति रूपा 
मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए भक्ति के द्वारा भक्ति श्रोर मुक्त दोनों 
को साध्य समझा, मध्वाचार्य भक्ति द्वारा विष्णु की प्राप्ति ही को एकमात्र 
मुक्ति मानते थे। 
भागवत्‌ में भगवान्‌ के श्रनेक ग्रवतारों का वर्णन है । भागवत्कार से 
१. शीतांत सिंध्वा प्लुत एव धन्यो, 
गत्वा परब्रह्म सुवीक्षितोऽथ । 
प्राप्यं महानन्द महाब्धि मग्नो, 
नावतेते ततः पुनः स: ।।१०॥ 
(वे म० भा० प्राप्यपरातत्त्वाचिरादि मागँ-निरूपरा) । 
२. "पूणं प्रज्ञा दशन २३ (सवं दर्शन संग्रह) । 
३. 'अवतारादयोविष्णोः सवें पूर्णाः प्रकी तिताः' (माध्व बृहद्‌ 
४. 'भारतीय दशन, श्री बलदेव उपाध्याय पृष्ठ ४६१ । ˆ 


द्‌ भाष्ये) । 


LoS र [os 
भकित-सस्बन्थी दाशेनिक सम्प्रदाय क ४५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुरावतार कहा गया है, शेष सभी को श्रंशावतार ।* माध्व 
ने भगवान के सभी श्रवतारों को पूर्ण कहा । इस तरह माध्वाचार्य विश्वास 
दिलाते हैं कि भगवान्‌ के किसी भी श्रवतार को उपास्य मानकर भक्ति की जा 
सकती है, उनकी भक्ति से हमें पूर्णता की ही प्राप्ति होगी । 

लक्ष्मी केवल विष्णु भगवान्‌ के श्रधीन रहती हैं। वह उनसे भिन्न हैं।* 
लक्ष्मी की शक्ति एवं गुण परमात्मा से कहीं श्रधिक कम है। लक्ष्मी भी नित्य 
मुक्त, श्रप्राकत, श्रक्षर, दिव्य शरीर-सम्पन्त तथा व्यापक हैं।१ यह साया रूप- 
धारिणी भगवान्‌ की भार्या हैं। 

साध्व सम्प्रदाय में चेतन दो माने गए हैँ--जीव श्रौर ईश्वर । इस संसार में 
दो पुरुष हैं, क्षर भौर श्रक्षर। सब भूत क्षर शब्द का वाच्य है श्रौर स्वयं कूटस्थ 
को श्रक्षर कहते हैं।* भ्रक्षर का कभी नाश नहीं होता, एवं इसकी कल्पना किसी 
प्रकार नहीं को जा सकती ।* जीव श्रौर ईश्वर इन दो तत्त्वों को नित्य मानने 
के कारण इनका दशन हेतवादी कहा जाता है ।* 

जीव माया-मोहित है, श्रतएव श्रनादि काल से बद्ध है तथा श्रज्ञत्वादि नाना 
धर्मों का श्राश्नय है । जिस तरह पक्षी और सूत्र, दृक्ष और रस, नदी और 
समुद्र ग्रादि भिन्न हैं उसी तरह जीव श्रौर ईश्वर भिन्न ग्रौर विलक्षणा हैं ।* 
उसी विष्णु के शरीर से इस चराचर जगत्‌ की सृष्टि हुई है । 

विष्णोर्देहात्‌ जगत्सवंमाविरासीत्‌ (तत्त्व विवेक) 

वेदों में भगवान्‌ को सत्य-संकल्प कहा है । सत्य-संकल्प द्वारा निर्मित सृष्टि 
मिथ्या नहीं हो सकती, वह सत्य है। वह शंकराचार्य के श्रनुसार “रज्जुसपंवत्‌' 
अमात्मक नहीं है । 

समस्त जीव परम सामर्थ्य-सम्पन्त भगवान्‌ विष्णु के भ्रधीन हैं । परमात्मा 


१. 'श्रीमद्भागवत्‌' १।३।२८। 
“परमात्म भिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मी: ।' 
३. 'द्वावेव नित्यमुक्तोतु परमः प्रकृतिस्तथा ।' 
देशतः कालतश्चैव समन्याव्याप्तादुभावजौ । (भागवत्‌ तात्पर्ये निर्णय) । 


८ 


. 'पू्णप्रज्ञा दशन’ (स० द० सं०) २७। 
वही २५। 

“सवे दर्शन संग्रह' २६ पृष्ठ ११२ । 

. वही” ३८,३६ | 


GPR KX 


४९ महाकवि सूरदास 


स्वतन्त्र एवं जीव परतन्त्र है। जीव विष्णु का दास. है । जीव को श्रपने उद्धार 
के लिए भगवान्‌ विष्णु को उपासना करनी चाहिए । 

जीव श्रपनी भुक्ति-मुक्ति के लिए ईश्‍वर के श्रधीन हे । भगवान्‌ का श्रनुग्रह 
हुए बिना मुक्ति प्राप्त करना कठिन है।' श्रतएव जीव को कृपा-प्राप्ति के 
लिए भगव'न्‌ का गुण-कथादि श्रवण, मनन, ध्यान श्रादि करना चाहिए । 

भगवान्‌ की सेवा भी तीन प्रकार की है-- 

(१) अंकन--रूप-स्मरण श्रादि के लिए शरीर पर वत्रादि श्रायुधों का 
चिह्न बनाना । यह कृत्य पापों से छुटाने वाला हू । [ 

(२) नामरकरण्‌--पुत्रादिकों के विष्णुपरक नाम रखना । उद्देश्य यह है 
कि सदेव आराध्य का स्मरण बना रहे। 

(ग्र) वाचक-सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाध्याय, यह वाचिक 
भजन हैं। 

(ब) कायिक--दान, परित्राण, परिरक्षण । 

(स) मानसिक--दया, स्पृहा, श्रद्धा । भगवान्‌ के दासत्व में एकांतिक 
श्रभिलाषा स्पृहा है। विषय-स्पृहा से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं । 3 

इन सबरो एक-एक करके नारायण में समर्पण करने को भजन कहते हैं : 

अत्रैकक निष्पाद्य नारायणे समर्पणं भजनम्‌ । 

दो प्रकार की उपासना श्रौर बताई गई है । सतत शास्त्राभ्यास-रूपा श्रौर 
ध्यान-रूपा । श्रधिकारी-भेद से उपासना अपनाई जाती है । 

इनके साथ हो तारतम्य परिज्ञान तथा पंचम भेद का ज्ञान होना श्रावश्यक 
है । जगत्‌ के समस्त पदार्थं एक-दूसरे से बढ़कर हैं, ज्ञान-पुखादि का अवसान 
भगवान्‌ में ही होता है, यहो तारतम्य-ज्ञान है । ईइवर-जीव, ईश्वर-जड़, जीव- 
जड़, जीव का दूसरे जीव तथा जड़ का दूसरे जड़ से भेद पंचम भेद कहलाते हैं। 

इन सब साधनों को करते करते भगवान्‌ के प्रति निर्मल प्रीति ्रर्थात्‌ 
“ग्रमला-भक्ति' प्राप्त होती है । भ्रमला भक्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ का भ्रनुग्रह 
मिलता है, जो मुक्ति का कारण होता है। 


स्वरूप-घटक श्रानन्द का प्रतिद्वन्द्वी सम्पर्क-रहित श्रावररा-शून्य साक्षात्कार 


१. 'मोक्षश्‍चविष्णु प्रसादमन्तरेण न लभ्यते’, ३३ पृष्ठ ११३ (स० द सं० ) 1 
२. धुणं प्रज्ञा-दशन' (स० द० सं०) १७। 


~ Cr 
भकित-सम्वन्वी दाशानक सम्प्रदाय A) 


जीव का मोक्ष है।? मोक्ष चार प्रकार का होता है-(१) कर्मक्षय, (२) 
उत्क्रान्ति, (३) श्रचिरादि श्रौर (४) भोग। कर्म-क्षय होने के पश्चात्‌ विश्व से 
विशेष रूप में अलग होने को उत्क्रान्ति कहते हैं। तथा संसारी लोगों से भिन्न 
जीत्रन-पद्धति को श्रचिरादि-मार्ग कहते हैं। भोग-मुक्ति चार प्रकार की है-- 
(१) सालोक्य, (२) सामीप्य, (३) सारूप्य, (४) सायुज्य । 

भगवान्‌ में प्रवेश करके उन्हीं के शरीर से भ्रानन्द-भोग करना सायुज्य 
मुक्ति है ।१ मुक्त पुरुष के भ्रधिकारानुसार श्रातन्द की प्राप्ति होती है, जिसे 
श्रानन्द श्रनुभूति का परस्पर तारतम्य कहते हैं। ज्ञानादि की उच्च श्रवस्था- 
नुसार श्रानन्इ को प्राप्ति होती है ।? यह सिद्धान्त माध्व-सम्प्रदाय में श्रपनी 
विशेषता रखता हे । 

श्री निम्बार्काचार्य का देताद्वेतवाद 

ब्रह्म श्रद्वेत, श्रविभक्त और सदा निविकार है। वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ 
तथा सब गुणों का श्राश्नय भी है । “तिम्याक के मत में ब्रह्म की कल्पना सग्रुण 
रूप से की गई है।” 

यद्यपि ब्रह्म निविकार है, तथापि माया के कारण उसका स्वभाविक 
श्रात्द श्रनम्त रूप में भ्रनु भूत होता हे । ब्रह्म में ऐसा सामर्थ्य है कि वह श्रपने 
को अविकृत और भ्रविभक्त रखते हुए नाना रूपात्मक पदार्थों में उत्पन्न करके 
प्रानःद का उपभोग कर सकता हे । 

ब्रह्म ही इस सृष्टि का उपादान श्रौर निमित कारण है उसके भ्रनन्त 
व्यक्त रूपों का नम विशव है। रामाउुज के ही श्रनुसार इनके ईश्वर चित्‌- 
श्रचित्‌ युक्त हैं । सूष्टि के समस्त श्रउुभरगम्य पदार्थों में नारायण बाहर-भीतर 
व्याप्त हैं ।* परमात्मा के ही परब्रह्म, नारायण, भगवान्‌, कृष्ण, पुरुषोत्तम 
श्रादि नाम हैं। जीव भ्रपनी जीव दक्षा में परमात्मा का पूणं ग्रंश है, परन्तु 
उसका परमात्मा से ग्रभेद्य सम्बन्ध हे । “उनकी सम्मति में जीव श्रवस्था-मेद 
से ब्रह्म के साथ भिन्त भी है श्रौर श्रभिन्न भी ।”* इसोलिए इनके सिद्धान्त 
१- 'करयाण वेदांतांक' पृष्ठ ५१। 
२. “भारतीय दर्शन’, श्री बलदेव उपाध्याय पृष्ठ ४६३। 
३. “यच्च किचिज्जगत्यस्मिन्‌ दृष्हते श्रूयतेपि वा । 

ग्रंतर्बहिश्च तत्‌ सर्व व्याप्त नारायणः स्थितः ।” 
४. वही । 
५. “भारतीय दर्शन”, लेखक श्री बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ४८७ | 


४ महाकवि सूरदास 


को भेदाभेद या हेतादैतवाद कहते हैं। ऊपर जीव परमात्मा का अंश कहा गया 
है, वहाँ अंश का श्रथ प्रवयव या विभाग नहीं, वरन्‌ शक्ति-रूप है । 

ईश्वर एक ही साथ संसार के सम्पूर्ण पदार्थो को देख सकता है इसलिए 
ईश्वर सर्व-दरष्टा है । जब ईश्वर सव पदार्थों को अलग-श्रलग करके दिखाता है 
तब ईश्वर की संज्ञा जीव होती है । ईश्वर श्रौर जीव विभिन्‍न रूपों में ब्रह्म 
की चिच्छक्ति के प्रत्यक्षीकरण हैं। ईश्वर ज्ञान-स्वरूप है। वह इन्द्रियों की 
सहायता के बिना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। परन्तु 
जीव की दृष्टि सदोष होने से वह पदार्थो को एक-एक करके देखता हे । उसके 
ज्ञान में एक के पश्चात्‌ दूसरा पदार्थ आता है, इसलिए वे उसे जीते, मरते 
्रर्थात्‌ परिवर्ततशील दिखाई देते हैं, परन्तु ईश्वर के ज्ञान में वे सदा वर्तमान 
रहते हैं । 

ईश्वर ग्रौर जीव के चित्त में कभी परिवर्तन नहीं होता, किन्तु संसार में 
अनन्त रूप होने के कारण इन रूपों के द्रष्टा जीव भी श्रनन्त हैं। ईश्वर सावें- 
भौस है, परन्तु जीव ग्रणु रूप होकर समस्त पदार्थों में निवास करके अपने 
श्रापको भ्रनुभव का विषय बनाता हे । जीव कर्ता है । प्रत्येक दशा में जीव में 
कतूं त्व का सद्भाव है । संसारी दशा में कर्ता होना ग्रनुभवगम्य है । परन्तु 
मुक्‍त होने पर भी श्रुतियाँ उसे कर्ता बताती हैं। 

चेतना-विहीन पदार्थ को भ्रचेतन कहते हैं। यह तीन प्रकार का है--(१) 
प्राकृत--प्रकृति से उत्पन्न जगत्‌ । (२) श्रप्राकृत--प्रकृति से परे वेकुण्ठ श्रादि 
(३) काल--यह जगत्‌ का नियामक होने पर भी ईश्वर से नियम्य है ॥* 

नीचे के विवेचन में ब्रह्म के रूप बताए गए हें 

(१) पर अमूते--परम अक्षर तत्त्व । यह श्रवस्था सवं निरपेक्ष हे, इसमें 
स्वागत सुधासिधु में हो निमज्जन है । 

(२) अपर अमूत--यही ईश्वर है जो सर्वया व्रष्टा श्रौर सब शक्तियों के 
उद्भव हैं । इस दशा में ब्रह्म को ईइवरत्व के साथ सम्पूर्ण सूष्टि का भाव 
रहता है। । 

(३) पर मूते--इसे हिरण्य-गर्भ भो कहते हैं। यह वह स्वरूप हैं जो 
समस्त संसार को धारण करता है और व्यक्त रूप का मूल स्रोत है । 

(४) अपर सूत--यह जीव रूप है । इसमें रूप, रस, गंध, स्प भ्रौर शब्द 


१. “ग्रंशो हि शक्ति रूपो ग्राह्म” २।३।४२ (पर वेदान्त कौस्तुभ) 
. 'दशइलोकी” ३। 


भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदाय ४६ 


की यथा-क्रम व्यक्तिगत श्रन्‌भूति होती है । 

भगवान्‌ के प्रसाद से, श्रनादि काल से माया से दुःखित जीव को सच्चे 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता हे ।' प्रपत्ति के हारा भगवद्‌ भ्रनुग्रह जीवों 
पर होता है । अनुग्रह के फलस्वरूप भगवान्‌ के प्रति उत्कट प्रेम का ग्राविर्भाव 
ह्‌ ता है, जिससे फिर भगवद्‌-साक्षात्कार होता है । जीव भगवद्‌-भावापन्न 
होकर समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है । जीव का जब तक शरीर से सन्बन्ध 
हैं, तब तक भगवइ-भावोत्पत्ति असम्भव होती है, श्रतएव जीवन्मुक्ति की दह्या 
भी अ्रसम्भव है 1? 

मोक्ष-दशा सें जीव ब्रह्म से श्रभिन्न होने पर भी अपने स्वरूप की प्राप्ति 
करता है: 

स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ।” छा० ८-३-४ 

इस दशा मे उसका व्यक्तित्व स्वतन्त्र रहता है। मुक्ति को अवस्था में जीव 
कर्तृ त्व की लत्ता नहीं खोता, ऐसा श्रुतियों का वचन हे 1? 

उपासता पक्ष में इनके सम्प्रदाय को सतरु-सम्प्रदाय कहते हैं । इसमें राथा- 
कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना होती है । निम्बार्काचार्थ की लिखी दशश्लोकी 
अथवा वेदान्त कामधेनु हे इसमें राधाकृष्ण का स्वरूप एवं उपासना की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया दी है। ; 

श्रीकृष्णा केवल स्मरणा-भात्र से श्रविद्या-पर्यन्त समस्त श्रनर्था के हरने वाले 
हैं, इसीलिए वे हरि हैं। वे श्रविद्या, श्रस्मिता, राग-द्रोष, श्रभिनिवेशादि “दोषों 
से निरत हैं। बे सम्पूर्ण दोषों से रहित सत्य-स्वरूप ज्ञान स्वरूप हैं । बे कल्या- 
रीय गुणों की राशि हैं अर्थात्‌ मोक्ष-दान, श्रनन्त, श्रचिन्त्य, स्वाभाविक सम्पूर्ण 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐ३वर्य, तेज ग्रादि से युक्त हैं । 

वे व्यूहांग अर्थात्‌ नूसिह-तारायण आदि व्यूहों के श्रंगी हैं । श्रीकृष्ण स्वयं 
ब्रह्म है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शेव सब ग्रंग हैं। वे कारणों के कारण, ईदवरेशवर, 
देवों के देव ब्रह्म उद्गादिकों के गुरु और उन्हें उत्पन्न करने वाले हें । वे कमल- 
ेत्र-मुमुक्षु्रों को वरेण्य ग्रर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य हैँ । * 

श्री राधा की उद्भावना भागवत्‌ ग्रन्थ में नहीं हुई है । वे कालान्तर के 


१. 'दशइलोकी' ३ । 

२. 'वेदान्त रत्न-मंजूषा' दश इलोकी के €वें श्‍लोक पर टीका । 
३. पर वेदान्त कौस्तुभ १।४।२१ । 

४. द॒श इलोको ४ । 


५० महाकवि सूरदास 


पुराणों में श्रीकृष्ण की प्रेयसी श्रौर श्राराधिका के रूप में श्राई हैं । तभी से 
राधाकृष्ण की उपासना का प्रारम्भ समझना चाहिए । परन्तु सम्प्रदायों में 
ग्रहण इन श्राचार्यों कें पश्चात्‌ ही होता है। राधा का इन परवर्ती उपनिषदों 
व पुराणों में क्या स्थान है, इसे देखते हुए हम. निम्बाक की राधा का भी 
स्वरूप देखेंगे । 

श्रीमदृभागवत्‌ में राधा का नाम नहीं श्राया है । कुछ विद्वान्‌ भागवत्‌ के 
द्वितीय स्कन्ध के एक इलोक में राधा का नाम आया बताते हैं ।* 

“स्कन्द पुराण' के भागवत्‌-माहात्मय में राधा का स्वरूप वशित हे-- ्रात्मा- 
राम श्रीकृष्ण है? ग्रौर श्रीराधा उनकी ग्रात्मा हे । श्रात्मा राधा में श्रीकृष्ण 
श्रात्माराम नित्य रमणा किया करते हैं। “यद्यपि श्रीकृष्ण सदा ग्रात्माराम ही 
हैं भ्रर्थात्‌ राधा के सिवा श्रन्यत्र कहीं उनका स्मरण नहीं है तथापि गोपियों के 
साथ रमणा करने लगे ।”३ इस सबका तात्पर्य यह है कि राधा कृष्ण को 
श्रानन्द देने वाली हैं। वे उनकी श्रात्मा होने के कारण श्रीकृष्ण से प्रभिन्न हैं । 

राधिकोपनिषद्‌ में राधा श्रौर कृष्ण को एक-दूसरे की सेवा करने वाला 
कहा है ।* राधा को श्रीकृष्ण को ह्वादिनी शक्ति बताया है। इसी उप- 
निषद्‌ में ग्रागे चलकर लिखा है--“इन राधिका के शरीर से ही गोपियाँ 
श्रीकृष्ण को महिषियाँ और लक्ष्मीजी हुई हैं । वे राधा और कृष्ण रससागर श्री 
महाविष्णु के एक शरीर से ही क्रीडा के लिए दो हो गए हैं ) ये श्री राधिकाजी 
भगवान्‌ हरि की सर्वेश्वरी, सम्पूणं सनातनी विद्या और प्राणों की अ्रधिष्ठात्री 


१. “नमोनमस्तेऽस्त्वूषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्त साम्या विषयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ।।” 
(कल्याण, श्रीकृष्णांक, पृष्ठ २७०) 
२. “आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ । 
आत्माराम इतिप्रोक्तो मृनिभिर्गूढ़े वेदिभिः ।।” 
“fF तः न 
“आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्र वमात्मास्ति राधिका | 
तस्यादास्य प्रभावेन विरहोस्मान्न संस्पृशेत्‌ ।।” 
३. "श्री राधा रहस्य’, ले० आचार्य श्रीहितरूपलालजी गोस्वामी । 
('कल्याण', श्रीकृष्णांक, पृष्ठ ३८१) 
४. 'कष्णेनाराध्यते इति राधा’ (राधिकोपनिषद्‌) 


~ फ Ce 
भक्ति-सम्बन्धौ दार्शनिक सम्प्रदाय ७४ 


देवी हें 1 ' जिस पर उनकी कृपा होती है, परम धाम उनके हाथ में श्रा 
जाता है । इनकी श्रवज्ञा करके जो केवल श्रीकृष्ण की श्राराधना करना चाहता 
है वह महामूं हे ।”* 

निबार्कावा्य की उपास्य श्रीराधा का भी यही स्वरूप है।* वे श्रीकृष्ण के 
चामांग में सुशोभित हें । श्रीकृष्ण की वे अर्धाड्धिनी भ्रर्धवामांग हैं । वे उनसे 
अभिन्‍न हैं । वे श्रीकृष्ण के ही सहश सौन्दर्य-सम्पन्त हर्ष से सुशोभित हैं। एक 
ही रस सागर के दो विग्रह सौन्दर्य में भिन्न कसे हो सकते हैं? राधा तो फिर 
कृष्ण की ह्वादिनी तथा प्राणेश्‍वरी हैं । इनकी शक्ति व ऐश्वर्य से गोपियाँ, 
महिषियाँ श्रौर लक्ष्मी तथा हजारों सखियां उत्पन्न होकर सेवा करती हैं: 

“सखी सहस्र परिपवितां सदा” दशइलोकी ॥ 

जो भी कोई इनका प्रेम पुर्वक स्मरण करता है उनकी सकल कामनाएँ 
पुणं हो जाती हैं, परम धाम उसे प्राप्त हो जाता है ।* 

आचार्य का कहुना है कि इन्हीं श्रीराधा-कृष्ण को निरन्तर भजना चाहिए । 
जो -कर्मूप बन्धत से छूटकर नित्य मुकत श्रवस्या सें रहने का इच्छुक है, एसे 
मुमुक्षु के लिए गंगा-प्रबाहवत्‌ (निरन्तर) श्रीकृष्ण सहित श्रीराधिका उपासनीय 
हें ।* श्रीराधाकृष्ण के चरणारविन्दों को छोड़कर जीव की अन्य कहीं भी गति 
नहीं । वे चरणारबिन्द ब्रह्माशिवादि से वन्दित हैं । 

“नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ सं दृष्यते. ब्रह्मशिवादिवंदिदात्‌ ।' 
(दशइलोको ८) 

परम तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि से चिन्तनीय नहीं हैं, परन्तु वे भक्तों 
के वश में होकर उन्हीं की इच्छा से चिन्तन-योग्य सुचित्य विग्रह धारण 
करते हैं।* 

श्री वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद 


वल्लभ विष्ण स्वामी की परम्परा में माने जाते हैं। नाभा जी ने भ्रपनी 


१. “अस्या एव कायत्यूह रूपा गोप्यो महिष्य श्रीस्चेति । ` -एतामविज्ञाह यः 
कृष्णामाराधयितुमिच्छिति स मूढ़तमो मूढ़ तमरचेति । (राधिकोपनिषद्‌) 

. 'वेदान्त कामधेनु, ५ । 

. 'दश इलोकी', ५ । 

“दश इलोकी', ६। 

“वेदान्त कामधेनु, ८ । 


fF ww 


श्र महाकवि सूरदास 


'झदतमःल' में श्राचार्य को विष्णु स्वामी की परम्परा में बताया है ।* विष्णु 
स्वामी के ही दार्शनिक सिद्धान्तों को मानते हुए इन्होंने शुद्धाहत का प्रतिपादन 
किया । श्री जी० एच० भट्ट बल्लभावायं को विष्णुस्वामी की परम्परा में नहीं 
सानते ।* | 

ब्रह्म माया से अलिप्ल, श्रतः नितान्त शुद्ध है । ऐसी माया से ग्रलिप्त . ब्रह्म 
प्रद्वेत है । श्रतः इस मत का शुद्धाहेत नाम यथार्थ ही है 12 ब्रह्म उभय लिग- 
युक्त निर्गुण श्रौर सगुण दोनों हैं । इन्होंने सर्ववाद स्वीकार करते हुए ब्रह्म 
में सवंधर्म विशिष्टित्व माना हे । ग्रतः मानवी बुद्धि को विरोधी मालूम होने 
वाले धर्मों की स्थिति उसमें सम्भाव्य एवं नित्य है। वह छोटे से भी छोटा 
श्रोर महान्‌ से भी महान्‌ है। वह श्रनेक रूप होकर भी एक हे । स्वतन्त्र होने 
पर भो भक्त-पराधीन हे । झंकराचार्य ने ब्रह्म के निगुण रूप को पारमाथिक 
ढथा सगुण रूप को उपासना-योग, व्यावहारिक एवं माया से भासित होने 
वाला रूप माता है। परन्तु वल्लभ का कहना है कि जब ब्रह्म सर्वकर्मा श्रौर 
सर्वशक्तिमान्‌ है, तब वह सर्वेकर्ता और सर्वभोइता भी हे । उसका उभय- 
रूपात्मक होना श्रुतिसिद्ध हे ।* | 

ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं-- (१) श्राधिदेविक--पर- बहा, (२) श्राध्यात्मिक- 
्रक्षर ब्रह्म, (३) श्राविभोतिक-जगत्‌ ब्रह्म । जगत्‌ ब्रह्म रूप ही है, वयोंकि कार्य 
रूप जगत्‌ कारण रूप ब्रह्म से ही श्राविभू त होता है । वल्लभ सूत्र के ग्राधार' 
पर इस सूष्टि को ब्रह्म की ग्रात्मकृति कहा है । भगवान्‌ को जब रमणा करने | 
की इच्छा होती है, तब वे सत्‌, चित अथवा आनन्द में किसी एक काया 
एकाधिक का श्राविर्भाव करके जीव और जड़ की उत्पत्ति करते हैं । इस व्यापार 
सें क्रोडा की इच्छा ही प्रधान कारण है, माया नहीं । सृष्टि के उत्पादन में 


१. “ग्ाचरज हरिदास श्रतुलवल श्रानन्द दाइन । 
तिहि मारग वल्लभ विदित प्रथु पबित पराइन ।।भक्तमाल।। 

२. “The connection between Vishnuswami and Valla- 
bhacharya, cannot, therefore, be accepted as his- 
torically and philosophically correct’. [A further 
note on Vishnuswami and Vallabhacharya.’” by 
Prof. G. H. Bhatt. M. A. 8th Oriental Contierence 
Mysore.] 

३. “'शुद्धाद्वैत मार्तण्ड” २७। 

४ “उभय व्यपदेशात्‌ त्वंहिकुण्डलवत्‌” (ब्रा स० पर ्रणभाष्य ३।२।२७).. 


९ 
अक्ति-सम्बन्धी दाशनिक सम्प्रदाय ४३ 


वल्लभ का आविर्भाव-तिरोभाव का सिद्धान्त विलक्षण है । 

कहा अ्रपनी 'संधिनी' शवित द्वारा 'सत्‌' का, 'संवित' हारा 'चित्‌' का तथा 
“ह्वादिती' द्वारां 'आनर्द' का ग्रादिर्भाव करता है। श्रक्षर ब्रह्म में श्रानन्दांश का 
थोडा तिरोधान रहता है, पर पुरुषोत्तम श्रानन्द से परिपूर्ण रहता है । वह इन 
तीन गुणों से प्रकाशित रहता है । जीव में श्रानन्द को छोड़कर बाकी दो का 
श्राविर्भाव रहता है । जड़ में केवल 'सत्‌' का आविर्भाव रहता है, चित्‌ और 
नन्द का तिरोभाव रहता है]? 

इस तरह जीव को सोहने वाली या बन्धन में डालने वाली माया-जेस। 
वस्तु वल्लभ को मान्य नहीं । जीवात्मा ब्रह्म ही हैं, केवल उसका ग्रानन्द स्वरूप 
ग्रावृत रहता है । इस प्रकार ग्रात्मा श्रौर परमात्मा के शुद्ध श्रदैत भाव का 
प्रतिपादन करने से भी वल्लभ का सिद्धान्त शुद्धाद्वेत कहलाता है। 

जीव के श्राविभू त होने का कारण भगवान्‌ की रमण करने फी इच्छा है। 
आतः जीव भगवत्स्वरू्य है । जीव भगवान्‌ से उसी प्रकार निकला है जिस प्रकार 
अग्नि से विस्कुल्लिग । श्रुतियाँ भी इसी तत्त्व का प्रतिपादन करती हैं ।* जीव 
और ब्रह्म में अभेद है। ब्रह्म और जीव विभु होने से श्रनन्य है । जब जीव 
ब्रह्म भाव प्राप्त कर लेता है, तब बह विभु. हो जाता है । 'बह्म सुत्र' के अनुसार 
जीव ब्रह्म से ग्रनन्प होने पर भी ब्रह्म श्रधिक होने के कारण जीव ब्रह्म से 
भिन्त है ।3 केवल ऐश्‍वर्य के तिरोधान से हीन, श्री के तिरोधान से दीन या 
विपत्ति-ग्रस्त, ज्ञान के तिरोधान से शरीर में श्रात्मबुद्धि, तथा आनन्द के तिरो- 
घान से दुःख की उपाधि को प्राप्त होतां है । उसमें जब इनका 'ग्राविर्भाव हो 
जाता है तव वह सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है। 

जीन नित्य है । उसकी उत्पत्ति नहीं होती । श्रुतियों में जीव का व्युच्चरण 
होना कहा है । जीव श्रण्‌ है इसके प्रतिपादनार्थं वल्लभ ने एक. 'म्रणुभाष्य' 
लिखा हे । शंकर जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं परन्तु वल्लभ उसे ज्ञाता 
सनते हैं । 

शंकराचार्य ने जीव को ब्रह्म के समान श्रकर्ता श्रभोकता माना है। परस्तु 
वल्लभ जीव को कर्ता और ग्रभोवता मानते हुए भी उसे दुःख से परे मानते हैं। 

वल्लभ ने जीव तीन तरह के माने है (१) शुद्ध जीव की वह दक्षा, जिसमें 


१. 'प्रमेय रत्नाणेव', पृष्ठ ७-६ । 
२. 'यथारनेः क्षुद्राः विस्फुल्लिगाः'। 
३. 'ब्रह्म सूत्र, २।१।२८/ 


५४ महाकवि स्रदास 


आनन्दांश का तिरोभाव हो, पर ग्रदिद्या से सम्बन्ध न हो, शुद्ध कहलाती है ॥ 
(२) संसारी श्रविद्या से सम्बन्ध हो जाने पर जीव संसारी कहलाता है । 
देव और असुर दो तरह के हैं। (३) मुबत--इनमें कुछ जोव-घुक्त होते हैं 
तथा कुछ झुकत । 

जगत्तत्त्व के वेदान्त में श्री वल्लभाचार्य ने श्रविक्रत परिणामवाद का 
प्रतिपादन किया हे । जिस प्रकार कामधेनु, सन्त्र, कल्पवृक्ष आदि पदार्थो में से 
नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं तथापि बे विकृत नहीं हो सकते, उसी 
प्रकार ब्रह्म में से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है फिर भी ब्रह्म में कोई विकृति नहीं 
श्राती । 

इस तरह जगत्‌ का न तो नाश ही होता है और न उत्पत्ति, वरन्‌ उसका 
ग्राविर्भाव और तिरोभाव होता है । जब वह हमारे भ्रनुभव में रहता है तब 
उसका झ्ाविर्भाव माना जाता है तथा श्रनुभव के परे होने से तिरोभाव ।' जगत्‌ 
उसे कहते हैं जो ईश्वर की इच्छा व विलास से आविभूत हो । परन्तु ग्रविद्या 
के प्रभाव से कल्पना तथा ममता हारा जीव जो पदार्थ निमित करता है उसे 
संसार कहते हैं । श्रतः ज्ञान होने पर संसार का तो नाझ हो जाता है परन्तु 
जगत्‌ ब्रह्मरूप होने से नष्ट नहीं होता ।* वह ब्रह्म और जीव के समान नित्य हे । 

वल्लभाचाय का शुद्धाहंतवाद भक्ति-साधन-मार्ग में पुष्टि-सार्ग कहलाता 
है । “पोषणं तदनुग्रह:” के श्राधार पर इस मार्ग का साधक भगवान के अनुग्रह 
से पोषित होता है । उसका एकसात्र ग्रवलस्ब यही पोष रहता हे । इस मार्ग 
को श्रावश्यकता को समझते हुए वल्लभ ने 'कृष्णाश्रय' नामक प्रकरण में देश 
काल की विपरीत दशा का वर्णन किया हे जिससें वेद मार्ग भ्रथवा मर्यादा मार्ग 

` का ग्रनुसरण उन्हें ग्रत्यन्त कठिन दिखाई पडा । 

इस परिस्थिति में भागवत्‌ की प्रेम-लक्षणा भवित के प्रचार हारा ही लोगों 
के कल्याण-मार्ग की ग्रोर ग्राकषित होने की सम्भावना श्राचार्य जी को दिखाई 
पड़ी ।* “उन्होंने भवित को ही मुक्ति का एकमात्र साधन मानकर” अपने 
वेदांत में इसका विचार किया है और सिद्ध किया है कि कलि में ज्ञान और 


“विद्वत्मंडन”, पृष्ठ ७ 
“प्रपंचो भगवत्कार्ये स्तद्‌ पो भाययाभवत्‌ । 
` संसारस्य लयो मुक़्तौ न प्रपंचस्य कहिचित्‌” (कल्याण वेदांतांक, पृष्ठ २६१ 
से उद्धृत) । ; हे 
३. 'सूरदास', पं० रामचन्द्र जी शुक्ल, पृष्ठ ११८, द ११६ । 


0 
भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सस्प्रदाय ड शश 


कर्म से ब्रह्म-प्राप्ति के साधन नष्ट हो गए हैं और भक्ति-मार्ग श्रथवा भग- 
बच्चरण-मार्ग ही ब्रह्म-प्राप्ति हो सकता है ।* 

ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि सदा भवेत्‌ । 

कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति । 

भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण: प्रसीदति ॥. 


जैसे भगवान्‌ के ग्राधिदेविक आदि तीन रूप हैं, वैसे ही उसे प्राप्त करने के ` 


तीन मार्ग हैं--(१) श्राधिभौतिक कमं मार्ग कहलाता है, (२) श्राध्यात्मिक 
को ज्ञान मारग कहते हैं, ओर (३) ग्ाधिदेविक भक्ति मागं हे । ज्ञान से श्रक्षर 
ब्रह्म की उपलब्धि होती है, परन्तु भक्ति ही एक मागे है जिसके द्वारा परब्रह्म 
सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। श्रक्षर गरितानन्द है श्रौर पुरुषोत्तम 
पूर्णानन्द । ज्ञानी का मोक्ष दुःख का ग्रभाव है, भक्‍त का मोक्ष परमानन्द की 
प्राप्ति है । भक्ति या पुष्टि मागं साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के शरीर से निकला है । 
भगवान्‌ के चरणशर्रवदों की भक्ति सर्यादा-भक्ति है, सुखारविद की पुष्टि- 
भक्ति है । 

जीबन को साधना मानते हुए जीव तीत प्रकार के हैं-- 

(१) पुष्टिसार्गीय--या भक्ति-मार्ग पर चलने वाले। 

(२) मर्यादामार्गीय--बेद-प्रतिपादित कर्मो ग्रौर ज्ञान का सम्पादन 
वाले । 

(३) प्रवाहमार्गीय--संसार या लोक के प्रवाह में पड़कर लौकिक सुखोप- 
भोग के लिए प्रयत्न करने वाले । इनमें पुष्टिमार्गी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भजन- 
कीर्तन आदि हृदय से प्रेरित होकर करते , शास्त्र-श्राज्ञा-पालवार्थ नहीं । 

इस तरह इन मार्गों पर चलने वाले जीवों का वर्गोकरण भीं किया 
गया है । 

१. पुष्ट जीव- ये केवल भगवान्‌ का भरोसा रखते हैं । ये भगवान्‌ के 
गरानन्दांश से आविर्भूति होते हें और पुरुषोत्तम को सीमा-सृष्टि में प्रवेश 
करते हैं । 

२. मर्यादा जीवये श्रपनी योगक्षेम ग्रादि के लिए वेद-विधियों पर 
भरोसा रखते हैं । ये भगवान्‌ के चिद्‌ अंश में प्रकट होते हैं। इन्हें वेदोक्त मोक्ष 
:की प्राप्ति होती है ।* 

३. प्रवाह जीव-ये भगवान्‌ के सद्‌-अंश से उत्पन्न होते हैं । ये पर- 
-१. 'कल्याण वेदांतांक', पृष्ठ २६१ । 

-२. "प्रमेय रत्ताणंव', पृष्ठ १६। 


४६ महाकांव सूरदास 


भेश्वर के मन या संकल्प से प्रेरित होते हैं.। इन जीवों को श्रसुर कहा गया है। 
ये दुज्ञे र भ्रज्ञ दो तरह के होते हें । श्रज्ञ केवल ऊपरी तौर से असुर रहते 
हैं । वे दुज्ों का अनुसरण करते हें और सुसंस्कार प्राप्त होने पर उसका असुरत्व 
दूर हो जाता है । अतः ढुर्ज प्रकृति से ग्रसुर होते हैं । ये मायिक होते हैं और 
माया ही में लीन होते हैं । एक तरह के और जीव होते हैं, जिनका कोई स्थिर 
स्वरूप नहीं । थे जैसी संगति में पड़ते हैं, वैसे ही बन जाते हैं । इन्हें सम्बन्धी जीव 
कहते हैं । 

मिश्र पुष्टि जीव--एष्टि जीव कभी-फभी लौकिक और वैदिक प्रवाह में 
पड़ जाते हैं, तब वे मिश्र-पुष्टि-जीव कहलाते हैं । परन्तु इनका कल्याण नहीं 
होता । वे सहज वैष्णव होते हैं । वे वेदिक श्रौर लौकिक क्ष निष्काम भाव से 
करते हैं । उनका चरम साध्य भगवत्प्राप्ति ही होता है । 

पुष्टि-भक्ति भी चार प्रकार की बताई गई है : 

(१) प्रवाह-पुष्टि--इसमें सांसारिक कर्मों मे फॅसे रहने पर भी साधक 
भगवत्प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है । 

(२) मर्यौदा-पुष्टि--इसमें साधक विषय-भोगों से संयम करके भ्रवण- 
कीर्तनादि द्वारा कल्याण-मार्ग पर अग्रसर होता है । 

(३) पृष्टि-भक्ति--इस मार्गे के साधक कुछ भरनुग्रह प्राप्त किये रहते 
हे तथा भवित के साथ-ही-साथ ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहते हें । वे तत्त्व-चितन से 
भगवान्‌ के नाना विधानों को समते रहते हैं । 

(४) शुद्ध पुष्टि-भक्ति-इसमें साधक केवल भगवान्‌ के प्रेम में मग्न 
रहता है । भजन-कीर्तनादि उसके व्यसन हो जाते हैं । वह भगवत्प्राप्ति के लिए 
कोई भी बौद्धिक प्रयत्न नहीं करता । / 

भगवान्‌ का जिस पर श्रनुग्रह होता है उसे पहले भगवान्‌ की ओर प्रवृत्ति 
होती है, भगवान्‌ श्रच्छे लगते हैं तत्पश्चात्‌ वह भगवान्‌ के स्वरूप-परिचयार्थ 
ज्ञान प्राप्त करता है जिसके बाद प्रेमा-भक्ति का उदय होता है। इसकी तीन 
भूमियां हे-- (१) प्रम, (२) श्रासक्ति श्रौर (३) व्यसन । व्यसन प्रेम को 
परिपुष्ट दशा है । इस दशा को पहुंचा हुंत्रा भक्त चारों घुक्तियों का तिरस्कार 
कर देता हे । उसे भीतर-बाहर सब जगह भगवान्‌ दिखाई देते हैं । 

आचार्य ने श्राधिदेविक मार्ग को भक्ति-मार्ग बताया है । ब्रह्म का श्राधि- 
देविक स्वरूप परब्रह्म हे । परब्रह्म सच्चिदानन्दमय है। क्षर से श्रतीत तथा 
श्रक्षर से उत्तम होने के कारणा गीता में परब्रह्म को पुरुषोत्तम कहा है । ग्रन्त- 
यामी पुरुषोत्तम सत्वगुण विष्णु-रूप से विइव का पालन करता है तथा लोक- 


~ Ce 
भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदाये ५9 


तक्षणार्थ ग्रवतार लेता हे ॥ वही रजोगुणमय ब्रह्म रूप से उत्पत्ति तथा तमोगुण- 
मय रुद्र रूप से संहार करता है। पुरुषोत्त की देह सच्चिदानन्दमय है। 
सच्चिदानन्द या सदानन्द का पर्यायवाची कृष्ण है, तः इसको कृष्ण भी कहा 
गया है । इस प्रकार वेदांत में जिसको ब्रह्म, हरि, यज्ञ; स्मृति में जिसे परमात्मा 
आर भागवत्‌ में जिसे भगवान्‌ कहा गयः है, उसी को शुद्धाहेत सिद्धांत में परब्रह्म 
कृष्ण कहते हैं ।* 

भगवान्‌ श्रपने चतुभु ज या हिभुज रूप में अपने भकतों के साथ बेकुण्ठ से 
परेव्पापी वैकुंठ में करड़ाएँ किया करते हैं । भगवाम्‌ की शक्तियाँ श्रीस्वामिनी, 
राधा-यमुता ग्रादि आधिदेविक रूपों में यहाँ प्रकट होती हैं । क्रीड़-विस्तारार्थं 
पुरुषोत्तम ने नित्य गो-लोक निर्माण किया है, जिममें नित्य वृन्दावन, योवर्धेन, 
यमुना, पशु-पक्षी, वृक्ष, कंज आदि हैं । 

पुरुषोत्तम अपनी श्रानन्दमयी लोला का श्रानन्द देने के लिए श्रुतियों के 
प्रार्थनानुरूप, कृपायुक्त होकर श्रीकृष्ण के रूप सें आविभूत हुए । श्रुतियाँ 
गोपियों के रूप में तथा अन्य लीला परिकर भी हुए । इस प्रकार समस्त ब्रज 
गो-लोक रूप में हो गया । 

क्षर ब्रह्म दो रूप में प्रकट होता है । एक तो पुरुषोत्तम-धाम रूप में, जिसे 
नित्य व्यापी बेकुंठ कहते हैं तथा दुसरा अनादि, अनन्त तिविशेष निगुण रूप 
में । यह दूसरा रूप केवल आविर्भाव तिरोभाव की ग्रचित्य शक्ति से प्रतोत 
होता है, जिसमें परमात्मा के गुण तिरोहित रहते हैं, पुरुषोत्तम में ही पूर्ण 
आनन्दांश का आरविर्भाव रहता है । जीव में झ्रानन्दांश का आविर्भाव होने पर 
वह सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है । श्रतएव श्राचार्य इसी ग्रानन्दाँश स्वरूप 
पुरुषोत्तम को वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं जो भवतों को आनन्द देने के 
लिए श्रीकृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण करता है। 

वल्लभ सम्प्रदाय में श्रीराधा श्रीकृष्ण (परबह ) की श्रात्म-शावित के कारण 
उनसे अभिन्न मानी गई हैं । इसलिए पृष्टि-मार्ग के परम झाराध्य देव श्रीनाथ 
जी के साथ भिन्न रूप से स्वामिनी का रूप नहीं रखा है । जहाँ कहीं भिन्न 
रूप से स्वामिनी का स्वरूप पाया जाता है वहाँ मूल आत्म-शवित के धर्म-रूप 
से केवल लीला श्रनुभवार्थ ।”* आचार्य ने परब्रह्म बालकृष्ण का बाल-रूप 
ही उपास्य बताया था। परस्तु श्राचायं के समस्त शिष्यों ने साधुयं भाव को 


१. 'परं ब्रह्म तु कृष्ण हि ` ' (सि० मुः) 
२. “सूर निर्णय, पृष्ठ २११ । 


५८ महाकवि सूरदास 


अपनाते हुए राधा-कृष्ण की प्रेम-जीलाश्रों में जितना श्रानन्द प्रकट किया है 
उतना बालकृष्ण में नहीं । 

इस सारे में लौकिक और वेदिक कर्म-फलों को छोड़कर साधक श्रपने-प्राप- 
को भगवान्‌ के चरणों में समपित कर देता है। यहाँ से उस मार्ग का आरम्भ 
होता है जिसमें साधक का श्रवलंबन भगवान्‌ की श्रनुग्रह रूप पुष्टि होती है । 
भक्त श्रनेक सेवाएँ करता हुग्रा भ्रन्त में समस्त बन्धनों का नाश करके भगवान्‌ 
के स्वरूप के श्रनुभव की क्षमता प्राप्त करता है, तथा लीला-सृष्टि में प्रवेश 
करके अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता हे । 

सेवा दो तरह की बताई गई है-- (१) नाम-सेवा और (२) स्वरूप-सेवा । 
स्वरूप-सेवा तनुजा, वित्तजा और मानसी होती हे । वित्तजा सेवा के कारण 
बड़े-बड़े तेभव-युक्त पुजा-विधान, ५६ पकवान्नों के नेवेद्य, बृहद्‌ उत्सव ग्रादि 
होतेहे । मानसी सेवा-भी दो प्रकार की है-- (१) मर्यादा मार्गोय में कास-त्रोधादि 
के संवम में बड़े कष्ट होने के उपरांत फल मिलता है तथा (२) पुष्टिमार्गीय 
में प्रारम्भ से भगवान्‌ के भ्रनुभ्रह की भकत कामना करता हे । उन्हीं पर निर्भर 
रहने के कारण निश्चिस्तता से बिना कष्ट किये फल-प्राप्ति करता है। इस 
मागे में वैदिक यज्ञ-्यागादि के स्थान पर भाव-पुजा का विधान है। पूजा 
शास्त्रीय विधियों से होकर लौकिक भाव-पद्धति पर की जाती है । इस तरह 
प्राचार्य ने श्रत्यन्त सुखी श्राडम्बर-हीन भक्ति-पद्धति की स्थापना की । 

इसे ब्रह्म-सम्बन्ध या श्रात्म-निवेदन भी होता है, जिसमें साधक को 
श्रपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, यहाँ तक कि शरीर तक का समरण कर देना पड़ता है । 
बल्लभ-सम्प्रदाय में गोसाइयों को श्रीकृष्ण का स्वरूप समका जाता है, इसलिए 
आत्म-समर्पण गोसाइयों के प्रति भी किया जा सकता है। 


३ * श्र 
~ (९ > गोर Lo 
सूर की जीवनी और व्यक्तित्व 
भक्तिकालीन कवियों के व्यक्तिगत जीवन की घटनाएँ ग्राज बहुत कम 
ज्ञात हें । भक्ति-काल के कवि केवल कवि ही नहीं थे, वे अपने आराध्य देव 
के महान्‌ प्रेमी भक्त थे । उनको प्रेम-तन्मयता की पराकाष्ठा उच्च कोटि 
की थी, उन्हें श्रपने विषय में कहने का जीवन-भर अवकाश ही न मिला । उनका 
व्यक्तित्व और स्वार्थ श्रपने प्रिय द्वारा निमित सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो 
गया था । उनके संसर्ग में श्राने वाले व्यक्तियों ने भी उनकी जीवती बहुत हो 


कम लिखी है । 
यही बातें हमारे चरित-नायक "सुर सागर' के रचयिता सूरदास जी के जीवन 


के सम्बन्ध में चरितार्थं होती हैँ । सूरदास जी ने अपने विषय में अपने ग्रन्थों में 
कुछ विशेष नहीं कहा है । कहीं-कहीं जो कुछ उल्लेख आये हैं, वे प्रसंगवश 
श्रा गए हैं । परन्तु इन उल्लेखों को पढ़कर हम निश्चित रूप से यह्‌ नहों कह 
सकते कि वे वाक्य उन्होंने श्रपने लिए कहे हैं भ्रथवा उनमें उन्होंने साधारण 
जन की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। 

उनकी रचनाग्रों के अतिरिक्त भ्रम्य लेखकों द्वारा लिखी रचनाओं में भी 
सूरदास जी की जीवन-घटनाएँ थोड़ी-बहुत मिल जाती हें । इनमें गो० गोकुल- 
नाथ जी लिखित '८४ वेष्णवों की वार्ता, भ्रष्ट सखान की वार्ता” हरिराय- 
कृत 'भाव प्रकाश” और मियांसिह का 'भक्‍त विनोद' आदि हैं। 


जन्स-तिथि 


ह 


सूरदास जी को जन्म-तिथि पर हम विचार करें तो उसका उल्लेख किसी ' 


६० महाकवि सूरदास 


भी ग्रन्थ में नहीं हे । स्वयं सुरदासजी ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा हे । 
“सूर सारावली' के १००२ वे पद में श्रायु-सम्बन्धी एक पंक्ति मिलती है तथा 
“साहित्य लहरी! के एक पद में इसी ग्रन्थ के रचता-काल का निर्देश किया गया 
है, जो दुष्टकूट रूप में होने के कारण विवाद का विषय वना हुआ है। 
उपयु क्त दोनों उल्लेखों को लेकर विद्वानों ने सूरदास की भिन्न-भिन्न जम्स- 
तिथियाँ निश्चित की हैं । 

'सुर सारावली! का पद हे : 

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रवीन । 
स शिवविधान तप कियो बहुत दिन तऊ पार नहि लीन ॥ 

इस पद के श्राधार पर समस्त विठ्ठात्‌ 'सूर सारावली' की रचना के समय 
सूरदासजी की ग्रायु ६७ वर्ष निश्चित करते हैं। परन्तु श्री पुन्शीराम शर्मा 
अपना भिन्न मत प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि इन पंक्तियों के कुछ 
पहले व पश्चात्‌ श्राई हुई पंक्तियों को साथ पढ़ने से उपयु क्त पंक्तियाँ सूर 
सारावली' की रचना के समय की नहीं मालूम होतीं । ग्राचार्य जी से दीक्षित 
होने पर सूरदासजी को जब श्रीकृष्ण जी के दर्शन हुए थे तब की लिली मालूम 
होती हैं; वे पीछे से 'साराबली' में संग्रहीत कर ली गई होंगी ।* 

निवेदन है कि सूर साराबली' का उपयूक्त पद दीक्षा के समय का बनाया 
हुआ नहीं मालूम होता । सर्वप्रथम तो यही कहा जा सकता है कि उसका 
उल्लेख ८४ वैष्णवों की वार्ता? में कहीं नहीं है, जो सूर-श्राचार्य-मिलन वर्णन 
करने वाला एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है। वार्ता में लिखा है कि प्राचार्यजी 
की विशेष कृपा होने पर सूरदासजी को दो अवसरों पर भगवद्‌-लीलाग्रों का 
दर्शन हुआ । इस ्रवसर पर सूरदास जी ने जो पद गाये हैं उनका उल्लेख 
वार्ता में किया हुआ है । इस में 'सूर सारावली' की उपयु वत वितयाँ कहीं भी 
नहीं दिखाई देतीं । यथा-- 

“तब सूरदासजी ने भगवल्लीला वर्णन करी । श्रनुक्रमणिका तें सम्पूर्ण 
लीला फुरी सो क्यों जानिये। दशम स्कन्ध की सुबोधिनी में मंगलाचरण को प्रथम 
कारिका किये हैं'"'श्रौर ताही समय श्री: महाप्रभु के सन्निधान पद किये । 
सो पद । राग बिलावल । 'चकई री चलि चरण सरोबर जहाँ न प्रेम वियोग ।' 
यह पद सम्पुणाँ करिके सू रदास जी ने गायो ।-- पाहें सूरदास जी ने नन्द 
महोत्सव कीयौ । सो श्री आचार्य महाप्रभून के श्रागे गायो । राम देन गन्धार । 


१. 'सूर-सौरभ', पृष्ठ ६, भाग १। 


सूर की जीवनी ओर व्यक्तित्व ६१ 


ब्रज भयो महर के पुत जब यह बात सुनी ॥ | “पाछें श्री ग्राचायं जी महा- 
प्रभून ने सूरदास जी को पुरुषोत्तम सहस्र नाम सुनायो तब सूरदास जी को 
सम्पूरण भागवत स्फुरना भई। पाछें जो पद कियो सो श्री भागवत प्रथम 
स्कन्ध ने द्वादश स्कन्ध ताई किये ।'१ 
“सूर सारावली' का 'गुर-परसाद' बाला पद यदि इसी समय का होता तो 
कदाचित्‌ वार्ताकार उसे श्रवश्य उद्धृत करते । ये पंक्तियाँ लिखने में उन्हें बड़ा 
लाभ होता । बह यह कि एरु अ्रतुभवी सन्त हारा शव-भर्वित से वंष्शव-भक्ति 
की श्रेष्ठता प्रदर्शन तथा उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की शक्ति का परिचय । 
सम्भव है 'सूर सागर' की रचना के समय तथा पश्चात्‌ 'सारावली' की रचना 
में उन्हें लीलाओं का स्फुरण होता रहा हो, और उसे गुरुप्रसाद का प्रभाव 
सप्रझकर अपने को धन्य मातकर सूरदास गाते फिरते हों । 
ऐसी परिस्थिति में हम 'सुर सारावली' का उपयु क्त पद ग्न्य पुष्ट प्रबल 
प्रमाशों की श्रजरुपस्यिति में सारावली को रचना के समय का मानने के पक्ष 
में हैं । 
दुसरा पद 'साहित्य-लहरी' में मिलता है, बह इस प्रकार है : 
मुनि पुनि रसन के रस लेख। 
दसन गौरी नन्द को लिखि, सुबल संबल पेख ॥ 
नंद-नंदन मास. छँतै हीन तृतिया वार। 
नंद-नंदन जनमते हैं वान सुख ग्रागार॥ 
तृतीय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन । 
नंद-नंदनदास हित) साहित्य-लहरी कीन ॥ 
उपयु क्त पद में केवल “रसन' शब्द ही विवाद का विषय बचा हुआ है। 
कोई रसन का अर्थ रस से हीन श्रर्थात्‌ शून्य कहकर 'साहित्य-लहरी' का 
तिर्नाण-काल सं० १६०७ निश्चित करते हैं ॥ कोई रसता अर्थात्‌ जिह्वा कह- 
कर उप्तके ९ कार्यानुसार (वाक्‌) १ संख्या का वाची मानते हुँ तथा साहित्यः 
हरी १६१७ सम्बत्‌ में रची मानते हैं । परन्तु श्री पुन्शीराम शर्मा रसना का 
अर्थ उसक्ते कार्यादुसार (स्वाद ग्रौर वाक्‌) मानकर २ का सर्या-वाची मानते 


` १. 'ग्रष्टछाप', डॉ० धीरेन्द्र वर्मा । 


२. 'सूरदास', पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १४० । 


६२ महाकवि सूरदास 


हैं और 'साहित्य-लहरी' का निर्माए-काल १६२७ सं० निश्चित करते हैं ।* 

श्री झुन्शीरामजी ने अपनी पुष्टि के लिए ज्योतिष का भी श्राधार लिया हे । 
वे सुबल-सम्बल को वृषभ सम्वत्‌ का पर्यायवाची मानते हैं श्रोर यह सिद्ध 
करते हैं कि वृषभ सम्इत्‌ १६०७ अ्रथवा १६१७ में न पड़कर १६२७ में ही 
पड़ता है । परतु केवल पर्याय के ग्राधार पर सुबल-सम्बत्‌ को वृषभ सम्वत्‌ 
स्थिर करना पुष्ट प्रमाण प्रतीत नहीं होता । 

' साहित्य-लहरी के पद में उसकी समाप्ति के दिन वैशाख की श्रक्षय तृतीया 
रविवार कृतिका नक्षत्र और सुकं त्योग लिखा गया है । यह दिन गणित करने 
पर सम्वत्‌ १६०७ श्रथवा १६०७ की अपेक्षा १६१७ में ही ग्राता है । इसलिए 
पद में प्रयुक्त रसन शब्द का श्रर्थ '१' मानकर ही 'साहित्य-लहरी' का रचना- 
काल १६१७ मानना चाहिए 1”* 

इस प्रकार ग्ब तक के उपलब्ध प्रमाणों से 'साहित्य-लहरी' का रचना-काल 

९ सम्वत्‌ १६०७ अथवा १६१७ साना जाता है । 

'सुर साराबली' ६७ वषं की श्रायु में तथा 'साहित्य-लहरी' उपयु क्त तीन 
विभिन्न सम्वतों में रची गई--जब विद्वानों ने यह निश्चित कर लिया, तब 
कुछ विद्वानों ने 'सूर साराबली' तथा 'साहित्य-लहरी' को एके साथ की रचना 
(सम्वत्‌ १६०७) कहकर सूरदास जी का जन्म सम्वत्‌ १५४० निश्चित किया 13 
परन्तु इसका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि वे दोनों ग्रन्थ एक साथ कंसे 
लिखे गए ? केवल श्रनुमान से ही एक साथ १-२ वषं के भ्रप्तर से संप्रहीत 
होना मान लिया ।* सम्भव है कि दोनों ग्रन्थ उपर्युक्त कालों में संग्रहीत हुए 
हों, परन्तु बिना पुष्ट प्रमाणों के यह निश्चय पुर्वक नहीं कहा जा सकता । 

श्री नलिनीमोहन सान्याल ने लिखा है कि “चैतन्य महाप्रभु का जन्म ई० 
१४८५ (सम्वत्‌ १५४२) में हुआ था। कुछ प्रमाण मिले हें कि महात्मा 
सूरदास का जन्म चैतन्य महाप्रभु के जन्म के १ वर्ष पहले हुआ था । इस 
तरह श्री सान्याल जी के श्रनुसार सूरदास का जन्म सम्वत्‌ १५४०-४१ के श्रास- 


१. 'सूर-सौरभ' भाग १। 
२. 'सम्मेलन-पत्रिका’, पौष २००६ । 
३. 'सूरदास' पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १४०-१४१ । 
४. “संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न, श्री मिश्रबन्धु, पृष्ठ ८८-८६ । 
“सूरदास पं० रामचन्द्र शक्ल, पृष्ठ १४० । 
५. 'भक्त-शिरोमरि महाकवि सूरदास”, श्री न० मो० सान्याल पष्ठ ६ । 


सूर की जीवनी और व्यक्तित्व ६३ 


पास ठहरता हे । परन्तु श्री सान्याल जी ने अ्रपनी पुस्तक में भ्रपने कथन का 
कोई भी प्रमाण नहीं दिया 1 

उपयुक्‍त दो श्रन्तर्साक्ष्यो के ग्राधार पर हम सूर की जन्स-तिथि निश्चित 
नहीं कर सके, इसलिए श्रब उसका निर्णय हम बहिर्साक्ष्य के भ्राधार पर 
करेंगे। 

पुष्टि सम्प्रदाय भें सूरदास जी श्राचार्य जी से १० दिन छोटे माने जाते 
हैं । इसका सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण “निज-वार्ता' हे ॥* इनके १० दिन छोटे 
होने का उल्लेख श्रन्य पुराने भक्तों व लेखकों ने भी किया है। इनमें श्री 
द्वारिकेश जी, श्री रसिकदास जी व श्री जमुनादास जी उल्लेखनीय हैं । अभी 
हाल में डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने नाथद्वारे में यही खोज की हे ।* 

श्री आचार्यं जी का जन्म सं० १५३५ वैशाख कृष्णा ७११ रविवार को 
हुआ था । अ्रतएवं सूरदास जी की जन्म-तिथि १५३४ वैशाख शुक्ला ५ को 
ठहरती है। 

बड़ौदा-कालिज के संस्कृत के प्रो० श्री भट्ट जी ने श्राचार्य के जीवन- 
विषयक समस्त ग्रन्थों के श्राधार पर सिद्ध किया है कि आचार्य जी का जन्म- 
संवत्‌ १५३० मानना श्रधिक युक्ति-संगतः है, संवत्‌ १५३६ शंकाओ्ं से परे 
नहीं है ।? १ 

यदि यह बात सत्य है तो फिर सूरदास जी का भी जन्म-काल हमें संवत्‌ 
१५३० मानना पड़ेगा। 


१. “सो श्री आचार्य जी सों दिन दस छोटे हुते ।” ('निजवार्ता' श्री गोकुल- 
नाथ जी) । 

२. 'सूर-निर्णय', लेखक श्री प्र द० मीतल तथा श्री हा० ना० पारीख 
पृष्ठ ५२-५३ ॥ + - 

३. The evidence in support of the year 1473 A. 1). 15 

earlier and stronger and can easily outweigh the 

evidence in support of 1479 A. 10. which is decidedly 


later and weak.” [“The Birth Date of Ballabh- । 


. acharya, the Advocate of Suddhadvait Vedant," by 
- Prof. Bhatt of Baroda College, From 9th All India 
Oriental Conference, Jrivendrum, P. 60] 


६४ महाकवि सूरदास 


वंश-परिचय और जाति " 
'साहित्य-लहरी' में एक पद सूरदास के वंश-परिचय का मिलता है । 
इससे उनके विषय में कई घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है । वह पद इस 
प्रकार है: 
प्रथम ही प्रथु जागते भे प्रकट अद्भुत रूप । 
ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मां राखु नाम अनूप ॥ 
xX > > 
तासु बंस प्रसंस में भो चन्द चारु नवीन ॥ 
भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्हे ज्वाला देश । 
तमय ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे गुन चन्द ता सुत सील चन्द सरूप । 
वीर चन्द प्रताप पूरन भयो श्रद्भुत रूप ॥ 
रंतभौर हमीर भूपति संग खेलन जात ।*****'आदि 
इस पद से मालूम होता है कि पृथु यज्ञ से एक ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई । 
उती वंश में पृथ्वीराज के दरबारी कवि चन्दवरदाई हुए । चन्दवरदाई की 
/सन्तातों का नाम देते हुए सूरदास ने श्रपने पिता का नाम न जाने क्यों नहीं 
४ दिया। इस पर श्री मुन्शीराम का कहना है कि उनके यिता ने अपने छः पुत्रों 
को युद्ध में भेजकर और स्वतः मुसलझान बनकर उस कायरतापूर्ण वृत्ति का 
परिचय दिया था जो परम्परा से चली ग्राई हुई बीर फीति-सम्पन्त कुल में 
महान्‌ कलंक ग्रोर लज्जा का कारण हुआ । इसलिए सरदास ने उनका नाम 
न लिखना ही उचित समभा हो ।* 
उपयु क्त वंशावलि के श्रतुसार सूरदास जी के ६ बड़े भाई थे तथा सर- 
दास ७वें सबसे छोटे थे। इनके सब भाई बड़े शरवीर, प्रतापी एवं सहान रणा- 
चुरन्धर थ तथा स्वभाव से गम्भीर भी थे । यही वात॑ भक्ति-क्षत्र में हम सूर- 
दास जी में पाते हैं । उन्होंने अरन्थे होकर भी अपने कुल का नाम संसार में 
उश्ज्वल कर दिया । 
इस वंग्ञावजि में सूरदास का नान सूरजचन्द है। प्रन्धे होने के कारण 
मानव स्वभाव में जो एक देन्य की भावना श्रा आती है उसी का भ्रनुसररा करके: 
कदाचित्‌ सूरदास जी ने श्रपना शोभाशाली नाम बदल कर देन्य भावयकत 
सूरदास रख लिया हो। इनके सब भाई तत्कालीन शाह से युद्ध करते-करते 


१. 'सूर-सौरभ', भागं १, लेखक श्री मुन्शी राम शर्मा, पृष्ठ १६। 


सूर की जीवनी और व्यक्तित्व ६४५ 


बीर गति को प्राप्त हुए । हमारे सुरदासजी श्रन्धे होने के कारण कुछ न कर 
सके । इसका उन्हें श्रपार दुःख हुश्रा। वे दुःख के मारे भ्रसहाय जहाँ-तहाँ 
घूमते फिरते थे । एक दिन श्रचानक एक कुएँ में गिर पड़े। ६ दिन भूखे-प्यासे 
रहने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण जी ने उनका उद्धार किया, दिव्य चक्षु देकर 
अपना दर्शन कराया तथा वरदान माँगने को कहा । सुरदासजी ने स्वभाव से 
ही शत्रु-ताश करने वाली भक्ति की याचना की तथा जिन श्रांखो से इ्याम- 
सुन्दर का लोक पावन रूप देखा उनसे फिर श्रनशवर संसार दिखाई दे ऐसा 
वर माँगा । श्रीकृष्ण जी ने 'एवमस्तु' कहकर इच्छा पुणे की तथा उनकी 
हृदयाग्न को शान्त करने के लिए कहा-- 
“प्रबल दक्षिण विप्र-कुल तें सत्रु हहे नास। 
ग्रखिल बुद्धि विचारि विद्या मान मानै सास ॥?१ 

सुरदासजी कहते हैं कि मेरा नाम सुरदास व सुर-इयाम रखकर इयाम- 
सुन्दर ग्रन्तर्धान हो गए । इसके पश्चात्‌ सुरदासजी ब्रज गये जहाँ उन्हें भ्रष्ट- 
छाप में स्थान घिला। 

पद को प्रथम पंक्ति में 'पृथु-जाग” शब्द भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न 
पाठान्तर से मिलता है । कहीं तो वह 'पृथ जगाते' हैं तो कहीं 'पूथ जगात? । 
इसी पाठ को लेकर कई विद्वानों ने इसे चन्दबरदाई का गोत्र वाचक कहकर 
उन्हें पार्थज गोत्री होना मान लिया ।* भ्रन्य विद्वानों ने जगात का ग्रथ जगा- 
तिया श्रर्थात्‌ भाट लगाया । परन्तु वास्तव में पाठ ही जब भ्रमात्मक है तब 
जाति कहाँ तक ठीक हो सकती है। इसके स्थान पर 'प॒थु जाग! ही ठीक 
होगा । यही पाठ कई विद्वानों ने मानकर इसे गोत्र या जौति-सूचक नहीं 
माना हे ।3 

इन पंक्तियों के ्राधार पर सुरदासजी की जाति कंसे निश्चित कर दी 
जाय यह एक विवाद-का विषय है ? कई विद्वान्‌ 'सुर सारावली' के इस पद को 
प्रक्षिप्त मानते हैं । प्रक्षिप्त मानने के भ्रन्यान्य कारणों में से एक कारण उसमें 


१. “सूर सारावली' का वंश-परिचय वाला पद । 
२. ` संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न’, श्री मिश्रबन्यु । 

“भक्त-शिरोमशि महाकवि सूरदास”, श्री नलनीमोहन सान्याल । 
३. “सूरदास, श्री रामचन्द्र शुक्ल । 

“सूर सौरभ, श्री मुन्शीराम (प्र० खं०) । 


६६ महाकवि सूरदास 


उल्लिखित “प्रवल दक्षिण विप्र कुल तें शत्रु ह्य है नास” यह पंक्ति है। भी 
शर्माजी जहाँ विप्र-कुल का ग्रथ श्राचायं जी का कुल तथा 'शत्र' का अर्थ काम- 
क्रोधादि शात्रुश्नो के समूह को मानते हैं, वहाँ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा श्री 
सिश्रबन्धु विप्र-कुल का श्रर्थ पेशवा मानते हैं । “हमारा अनुमान है कि 'साहित्य- 
लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट द्वारा जोड़ा गया है इसे सूर के कालान्तर 
की रचना बता रही है । “प्रबल दच्छिन विभ्रकुल तें' से पेशवाश्रों को श्रोर संकेत 
है, इसे खींच-तानकर श्राध्यात्मिक पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है ।'१ 
सुरदास श्रपने भाइयों की युद्ध में वीर-गति से भ्रत्यन्त दुखी होकर यहाँ- 
वहाँ भटक रहे थे । इसी दुःख में कुएँ में गिर जाने से श्रसहाय श्रवस्था में 
शत्रुओं को पानो पी-पीकर कोस रहे होंगे । श्रीकृष्णजी ने उनकी सान्त्वना 
के लिए यदि पेशवाश्रों द्वारा मुसलमानों के नाश की सुचना देकर हृदय शान्त 
किया हो तो कोई श्राइचर्यं की बात नहीं ! पेशवाश्रों का युद्ध सुरदास से लगभग 
२०० वर्ष पश्चात्‌ हुश्रा। इसलिए उपयु क्त पद सुर द्वारा रचा जाना ग्रसम्भव है। 
२०० वर्षं पञ्चात्‌ घटने वाली घटना का उल्लेख उपयु क्त पद की प्रमाणिकता 
में बाधक सिद्ध हो रहा है । “हमारा विचार है कि उनसे लगभग २०० वर्ष पीछे 
पेशवाओं .का ्रभ्युदय श्रौर मुगलों का पतन देखकर किसी ब्रह्म भट्ट ने लगभग 

बाजीराव के समय में ये छन्द बनाकर सूरदास की कविता में रख दिए ।”२ 
इस पद को श्री मुन्शी रामजी सूरदास का ही लिखा हुश्रा मानकर उन्हें 

दाई का वंशज तथा ब्रह्म राव तथा ब्रह्म भट्ट निश्‍चित करते हैं। 'भट्ट ' से 'भाट 
कसे हुभ्रा तथा वे ब्राह्मण क्यों थे, इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है। इस तरह 

सूरदास को ब्राह्मण सिद्ध किया है । 2 
ऐसे ही एक वंशावली म० म० पं० हरप्रसादजी शास्त्री को राजपुताना में 
प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों की खोज करते समय मिली थी । वह वंशावली 
उन्हें नागोर-निवासी श्री नानूरास भाट के पास प्राप्त हुई, जो भ्रपने को चन्द- 
बरदाई का वंशज घोषित करते हैं। शास्त्रीजी इसे प्रामाणिक मानते हैं। 

यह वंशावली “साहित्य लह्री' में दी हुई वंशावली से मिलती है, केवल 
श्रन्तर इतना ही है कि साहित्य लहरी” के श्रनुसार जो परम्परा गराचन्द से 
प्रारम्भ होती है वही नातुराम भाट वाली वंशावली में जल्लचन्द से प्रारम्भ 


होती है । 


१. 'सूरदास', पं० रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १४३ | 
'संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न', मिश्रवन्ध । 
३- सुर सौरभ', १ला भाग पृष्ठ १६-१७ | 


सूर की जीवनी ओर व्यक्तित्व ६७ 


- दोनों वंशावलियों के विषय में ग्राचाये शुक्ल जी ने 'हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास” में विवेचन किया हे ।* परन्तु कोन सी वंशावली ठीक है कौन सी 
भ्रामक, श्रथवा दोनों ही भ्रासक हैं, सुरदास चन्दवरदाई के वंशज हैं श्रथवा 
नहीं इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा । 

सर जाजे ग्रियर्सन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, मुन्शी देवीप्रसाद श्रादि 
साहित्य लहरी' के पद को ठीक मानकर सूरदास को चन्दवरदाई का वंशज 
मानते हैं । ग्रागरा का 'एजुकेशनल गजट' व कल्याण का 'योगांक' भी उन्हें 
चन्दबरदाई का वंशज मानते हैं । 

जहाँ एक शोर उपयूक्त मत है वहाँ दूसरी श्रोर गोस्वामी विट्ठलनाथजी 
के पुत्र गोध्वारी यडुनाथ जी तथा विद्ठलनाथजी के ही सेवक श्रोनाथ भट्ट ने 
तथा इन्हीं के समकालीन प्राणनाथ कवि ने सूरदास को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण 
लिखा है।? ये सूरदास के समकालीन थे, श्रतः इनके लेखों पर उपयु क्त 
विद्वानों से श्रधिक विशवास किया जा सकता है । 

“भविष्य पुराणा” भौ उन्हें चन्द्रभटट बंश का लिखता है ।* यदि सूरदास को 
चंदवरदाई का वंशज माना जाय तो चंदबरदाई को या तो ब्राह्मणा होना 
चाहिए था सुरदास को भाट । परन्तु दोनों ही बातें प्राप्त साक्ष्यों से श्राधार 
पर तथ्पपुर्ण नहीं सिद्ध होतीं । 

सुरदास के पिता 

सूरदास के पिता का नाम न तो उपयुक्त पद में है श्रोर न उसके जीवन- 
सम्बन्धी श्रन्य ग्रन्थों में । 'ग्राइने अ्रकब री' में श्रकबर के दरबारी गायकों तथा 
कवियों के नाम हैं। इनमें ग्वालियर-निवासी रामदास व उनके पुत्र सूरदास 
का नाम है। इस बात को लेकर कई लोगों ने “सूरसागर' के रचयिता सूरदास 
को श्रकबर का दरबारी कवि होना व रामदास का उनका पिता होना मान 
लिया है । 'गआइने श्रकबरी' में रामदास को बेरागी कहा गया है । सूरदास भक्त 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ४४ से ४८ तक । 


२. “ततो ब्रज समागमते सारस्वत सूरदासोऽनुगृहीतः ।” (“वल्लभ दिग्विजय 
पृष्ठ ५०) । 

३. “सूरदास इति ज्ञेयः कृष्ण लीलाकरः कविः । 
शंभुर्वे चंद्रभट्टस्य कुले जातो हरि प्रियः ॥' 
(भविष्य पुराण प्रतिसगं पर्वे, तृतीय भाग, २९वां अध्याय, इलोक 
३३वाँ) । | 


न महाकवि सुरदास 


होने से वैरागी थे ही । श्रतएव 'बंरागी' शब्द के श्राधार पर ही रामदास को 
सूरदास का पिता मान लिया गया हे । 
अकबर सम्वत्‌ १३१३ में गद्दी पर बेठा। इसके कई वर्ष पहले हमारे 
सूरदास आचार्य के शिष्य हो चुक्रे थे । श्राचार्य का बेकुण्ठ-गमन सं० १५८७ 
में हुआ भ्रर्थात्‌ श्रकबर के गद्दी पर बैठने के कई वर्ष पहले वे शरणापन्न हो 
चुके थे। शरण में श्राने के पहले वे विरक्त श्रवस्था में गौ-घाट पर रहते थे । 
“भाव-प्रकाश' और 'भक्‍त-विनोद' के अनुसार वे बाल्यकाल में हो विरक्त हो 
गए थे। श्रकबर के गद्दी पर बेठने के समय तो सूरदास काफी वृद्ध हो चुके 
थे तथा उनके मन की वृत्ति उत्कट वैराग्य की श्रोर थी । ऐसी परिस्थिति में 
हम सूरदास का दरबारी कवि होना नहीं मान सकते, श्रौर न उनके पिता का 
नाम ही रामदास था। 
इसके सिवा दार्ता के श्रनुसार श्रकबर ने सूरदास को श्रपने दरबार में 
गाने के लिए बुलाया था; यदि हमारे सूर और रामदास के पुत्र सूरदास एक 
ही होते तो ग्रकबर को उन्हें बुलाने की कया श्रावश्यकता थी ? 
श्री मुन्शीराम शर्मा ने पं० नानुराम से प्राप्त वंशावली में सूर के पिता 
का नाम रामचन्द्र द्या है, उसी को वेष्णवों में 'रामदास' होना श्रनुमान किया 
है ।* परन्तु एक तो यह विशुद्ध भ्रनुमान ही है तथा नानूराम वाली वंशावली 
को श्रप्रामाणिक सिद्ध किया जा चुका है । 
सूरदास का अंवता--सू रदास जन्मान्ध थे ्रथवा पश्चात्‌ भ्रन्धे हुए इस 
विषय पर श्रभी विद्वानों में मतभेद है परन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि 
सूरसागर तो ग्राचायं से दीक्षित होने के पश्चात्‌ लिखा गया है। उनके विनय 
के पदों में यत्र-तत्र श्रन्धे होने के. उल्लेख हैं : 
यहे जिय जानि के ग्रन्ध भव त्रास तें । 
सूर कामी कुटिल सरन श्रायो ॥२ 
सूरदास सौं कहा निहोरौं नैनन हूँ की हानि 13 
सूर कूर ग़ाँधरो, में द्वार परौ गाड ।४ 


१. सूर सौरभ',.पुष्ठ १५। 

२. सूर सागर', १।५। 

३. सर सागर १३३५ । | 
४. "सूर सागर' ६।१६६ | 


क 


सूर की जीवनी ओर ब्यक्ति | ६६ 


कर जोरि सूर विनती करे, सुनहुन हो रूकूमिनी खन । 
कटौ न फंद मो ग्रंथ के, ग्रव बिलंव कारन कवन ।।१ 
सूरदास अंबध अपराधी, सो काहे विसरायो ।२ 
ऐसी ग्रंथ श्रधम श्रविवेकी खोटनि खरत खरे ।3 
इत-उत देखत जनम गयो । 
या झूठी माया के कारण दुहुँ दुग ग्रंथ भयो ।९ 
इन पदों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि सूरदास श्रः्धे थे, परतु 
वह्‌ निश्चित नहीं कह सकते कि वे जम्मान्ध थे श्रथवा बाद में नधे हुए । क्रमांक 
२-३ में की पंक्तियों से ऐसा भासित होता है कि सूरदास जी के जीवन में एसी 
कोई घटना घटी होगी जिससे संसार के उत्कट वैराग्य हो जाने के कारण 
श्रथवा किसी विषय-भोग के सीधे फलस्वरूप उनकी आँखों की ज्योति चली 
गई हो । 
कई विद्वानों ने बिल्वमंगल सूरदास के जीवन को यह घटना, जिसमें वेश्या 
के प्रति उत्कट वेराग्य हो जाने के कारण सूरदास को आँखें फोड़ लेनी पड़ी 
थीं, इन्हीं 'सूरसागर' के रचयिता सूरदास से सम्बन्धित बताई हे ।* यदि यह 
बात सत्य भी मान ली जाए तो क्रमांक ३ में उद्धृत पंक्तियाँ इस घटना से लागू 
हो-सकती हैं । परन्तु बिल्वमंगल सूरदास बनारस के पास कृष्णवेना के निवासी 
थे, श्रतएव उपयु क्त घटना हमारे सूरदास के जीवन में नहीं घटी । 
इनके ग्रन्धे होने का बाह्य साक्ष्य कुछ ग्रन्थों में मिल जाता हे : 
“जन्म ग्रं दृग ज्योति विहीना® (भक्त विनोद) 
“जनमहि ते हें नैन विहीना” (राम-रसिकावलि) 
सूरदास ग्रन्धे थे, इस वचन को पुष्टि में विद्वानों को उपर्य्‌ क्त पंक्तियाँ 
मान्य हैं, परन्तु वे जन्मान्ध थे इस बात पर वे विश्वास नहीं करते । इन लोगों 
का मत है कि 'चौरासी वष्णवों की वार्ता! में कहा है कि उन्होंने चौपड़ खेलते 
हुए लोगों को देखकर कहा “सो वा चौपड़ में एते लीन हैं जो कोऊ ग्रावते-जावते 


की सुधि नाहीं*""""जो देखो वह प्राणी कंसो ग्रपनौ जनमारो खोवत है ।”६ 


- “सूरसागर' १।१८० । 

- “सूरसागर' १।१६२ । 

- सूरसागर १।१६८ । 

'सूरसागर' १।१९५ । 

- संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न’, श्री मिश्रबन्धु । 

“ग्रष्टछाप', सं० श्री धीरेन्द्र वर्मा, (सूरदास की वार्ता में चौथी वार्ता) । 


mY XM 


७० महाकवि सूरदास 


इस प्रसंग के ग्राधार पर वे सूर को जन्मान्थ नहीं मानते । 
साथ ही उनके काव्य में रंगों, हावों-भावों, जीवन तथा शरीर के सूक्ष्म 
व्पापारों, प्रकृति के बिविध क्रिया-कलापों का जो वर्णन है, वह जन्म से श्रन्धे 
व्यक्ति के द्वारा होना दुःसाध्य है । 
इन तकं को कम-से-कम सू रदास-जसे पहुंचे हुए भक्त के सम्बन्ध में अ्रन्तिस 
प्रमाण मान लेना ठीक नहीं । स्वयं सूरदासजी ने श्रपने पदों में भगवान्‌ की, 
घटित घटता घटाने वाली शक्ति पर श्रास्था प्रकट की हे ।* यह श्रास्था 
| सूरदास जेसे श्रनुभयी ब्रह्मदर्शी महात्मा ये प्रकट की है । इसकी पुष्टि 'चौरासी 
बेष्णवों को वार्त” से भी हो जाती है “इनके हृदय में स्वरूपानन्द को अनुभव 
है । तासौं तुम जैसो श्छृङ्गार करोगे सो तैसो ही पद सूरदास वरन करिकै 
गावेंगे ।” प्राचीन ब्रह्मवादी मुनियों ने श्रात्मा को सर्वज्ञता के श्रत्रुभव वेदों, 
उपनिषदों एवं पुराणों में लिख रखे हैं । श्राधूनिक युग में भी स्वयं सूर के गुरु 
वल्लभ भी पुष्टि प्राप्त भक्त को सर्वज्ञ मानते हैं ) 
“चौरासी बंष्णवों की वार्ता' में श्राचार्य से दीक्षा लेने का प्रसंग है 
“तव सूरदास जी अपने स्थल तें ग्रायकें श्री ग्राचार्य जी महाप्रभून के दर्शन को 
आये तव श्री ग्राचार्य जी प्रभून ने कह्यो'जो सूरदास ग्रावो ब्रैठो । तब सूरदास 
श्री ्राचार्यं जी महाप्रभून को दर्शन करिके आगे आय बैठे ।” केवल महाप्रभून 
| के दर्शन के ग्राधार पर हम उन्हें इस समय चक्षुयुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि 
| | प्रागे चलकर भी कई स्थानों पर वर्णन ग्राया है कि वे श्री नवनीत प्रिया के 
दर्शन करने जाया करते थे जब कि इस समय श्रन्थे थे हो । मृत्यु के समय 
भी गोस्वामी विटुलनाथजी के दर्शन का उल्लेख हे । 
इसी वार्ता के ग्रन्तर्गत वार्ता क्रमांक ३ में स्र ने देशाधिपति को एक 
पद सुनाया जिसकी श्रन्तिम पंक्ति की “हो जो सूर ऐसे दरस को मरत लोचन 
प्यास ।” श्रकबर ने पूछा “जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाहीं 
सो प्यासे कँसे मरत हैं ।” इस प्रश्‍न का उत्तर सूरदास जी ने कुछ भी नहीं 
दिया । परन्तु कहा जाता है कि विना उत्तर के ही श्रकबर फो समाधान 
हो गया ( 
इन प्रसंगों से ज्ञात होता है कि यद्यपि सूरदास भ्रन्धे थे तो भी उन्हें दिव्य 
चक्षु से सब-कुछ दिखाई देता था । 


२५ १. “जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे ग्रन्धे को सब कछु दरसाई ।” 
(सूर सागर १।१।) 


सूर कौ जीवनी और व्यक्तित्व ७१ 


श्री शर्मा का मत है कि गोटों को घ्वनि, पोबारह श्रादि को सुनकर 


अनुसात से तो साधारण श्रन्धा व्यक्ति भी कह सकता है कि चौपड़ हो रही ' 


है। सुर तो पहुंचे हुए महात्मा थे। “वे भगवद्‌-भकत थे । अ्रघटित घटना 
घटाने वाले प्रभु के सच्चे भक्त के सामने विश्‍व के निगूढ़ रहस्य भी श्रनवगत 
नहीं रहते । ` जन्मांध नाभा जी, प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द जी, स्वामी 
पूर्णानन्द जी तथा ऐसे ही अन्य अनेक सन्तों ने मानव-लीलाग्रों एवं भावनाग्रों 
का श्रनुभव किया हुआ सा वर्णन किया है। वास्तव में कवि एवं महात्माश्रों 
के दिव्य नेत्रों में हमारे चेत्रों से महान्‌ भ्रन्तर रहता है ।”१ 

श्री सीतल जी ने उपनिषद्‌, सुर के पद, पौराणिक महापुरुषों के वाक्य 
वल्लभ के दर्शन श्रादि का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है : “प्रत: हमें मानना 
होगा कि सूरदास महाप्रभु की कृपा से तत्त्वज्ञानी ग्रौर आत्मा में रति करने 
वाले पूर्णं भवत हो चुके थे । वे स्वयं प्रकाश हो गए थे, ग्रतएव बाह्य चक्षुओं के 
आश्रित नहीं थे उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया है वह्‌ ग्रपनी श्राध्यात्मिक 
ज्ञान-शबित के आधार पर किया है ।”* 

इस'समस्त चर्चा से इतना तो सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने श्रपनी 
रचनाएँ ग्रन्धे की श्रवस्था में की थीं तथा यदि वे जन्म से श्रन्धे रहे हों तो भी 
वैसी रचना करना उन्हें श्रसम्भव न था। वे जन्मान्ध थे ग्रथवा नहीं इसका 
स्पष्टीकरण उपर्य क्त विवेचन से अभी नहीं हो सका है । इसके लिए हमें बाह्य 
सांध्य का ही सहारा लेना पड़ेगा । 

(१) सूरादस के ही समकालीन श्रीनाथ भट्ट ने सूरदास को जन्मान्ध 
कहा है 10 

(२) प्राणनाथ कवि ने भी इन्हें जन्मान्ध कहा है— 

बाहर नैन विहीन सो भीतर नैत बिसाल । \ 
जिन्हें न जग कछु देखिवौ लखि हरि रूप निहाल ॥ ॥ 

(३) ऊपर 'राम-रसिकावली' एवं 'भक्त-विनोद' की पंक्तियाँ उद्धृत कौ 
गई हैं, जो उनके जन्मान्ध होने की साक्षी हैं । 

(४) हरिराय जी ने श्रपने “भाव प्रकाश' में जन्मान्ध को सूर तथा जन्म 
के पश्चात्‌ कभी भी श्रन्धे होने वाले को ग्रन्धा कहा है तथा सूर को “सो सूर- 


7 


क णक \ 
१. 'सूर-सौरभ', खंड १। 


२. 'सूर-निर्णय', पृष्ठ ६४ से ६७ तक । 
३. 'जन्मांधो सूरदासोऽभूत' (संस्कृत मणिमाला) । 


>“ 


भहाकांवे सूरदांस 


A 


७ 


दास को जनम ही सों नेत्र नाहीं है” कहकर जन्मान्ध कहा है । 

(५) अभी हाल ही में प्रकाशित “सूरदास निर्णय' में सुरदास के कुछ एसे 
पद खोजकर उद्धृत किये हैं जो उनके जन्मान्ध होने का स्पष्ट उल्लेख करते 
हैं। यदि ये पुणेतः प्रामाणिक सिद्ध हो जाते हैं तब तो यह विवाद सदा के लिए 
मिट जायगा । उन पदों की पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं: 

१. सूर की बिरियाँ निठुर होइ ब॑ठे, जन्म ग्रंथ करयो ।१ 

२. रहौ जात एक पतित जनम को आँधरो 'सूर' सदा को ।२ 

३. करमहीने जनम को श्रंधो मो तें कौन न कारौ 13 

उपयु क्त समस्त प्रमाणा उनका जन्मान्ध होना सिद्ध करते हैं। इसके 
बिरोध में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि वे 
जन्मान्ध न थे । केवल उनके काव्य के वणित विषयों और वस्तुओं के ग्राधार 
पर उन्हें जन्मान्ध नहीं माना जाता, जो विशुद्ध भ्रनुमान है श्रौर प्रमाणों से 
श्रपुष्ट हे । 
Yn प्रारम्भिक जीवन 

“चौरासी वेष्णवों की वार्ता; में सुरदास जी के प्रारम्भिक जीवन के विषय 
में कुछ भी नहीं मिलता । जब से उन्होंने श्राचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहणा किया 
तंब से ग्रागे की जीवन-घटना्रों का ही उसमें उल्लेख है। इसमें पहले की 
घटनाएँ हरिराय जी-लिखित “भाव प्रकाश” तथा मियाँसिह-रचित “भक्त विनोद? 
में मिलती हैं। दोनों में कुछ भी साम्य नहीं दिखाई देता। “भाव-प्रकाश' में 
वणित घटनायें सत्य मानी जायें तो 'भक्त-विनोद' की कल्पित पड़ जाती हैं । 
दोनों की घटनायें नीचे दी जाती हैं। 

भिव प्रकाश' में सूरदास जी को ब्राह्मारा-कुलोत्पम्न बताया गया है। 
इनका जन्म दिल्ली के पास सीहो ग्राम में हुआ था ।४ पिता का नाम नहीं 
दिया गया है । इन्होंने शुकदेव के समान जन्म से ही संसार के बन्धनों को तोड- 


. 'सूर निर्णय, पृष्ठः७४। 

पृष्ठ ७५। 

पुष्ठ ७ ६ । 

सीही को कई विद्वान्‌ पहले मथुरा में मानते थे, परन्तु एक तो “भाव प्रकाश? 
में स्पष्ट उसकी स्थिति दिल्ली के पास बताई है तथा विट्ठलनाथ जी के 
समकालीन कवि प्राणानाथ ने अपने ग्रन्थ “भ्रष्ट सखामृत' में यही स्थल 
माना है। श्राज के प्रायः सभी विद्वानों को यही मत मान्य ह्‌ । 


2) 


77 


र 

२. 
झे 
४ 


सूर की जीवनी ओर व्यक्तित्व - ७३ 


कर वराग्य धारण कर लिया था। घर-बार छोड़कर दूर किसी ग्राम के बाहर 
एक घने ग्रौर हरे-भरे वृक्ष के नीचे रहने लगे। यहाँ ये ग्रायु के १८ वर्ष तक 
रहे । ये लोगों को ज्योतिष के श्राधार पर फल बताया करते थे, जो प्रायः सत्य 
निकलता था। आस-पास के लोगों को इन पर बहुत श्रद्धा हो गई थी। यहीं 
रहकर इन्होंने संगीत भी सीखा । 

ख्याति बढ़ने से लोग दूर-दूर से श्राकर शिष्य बनने लगे। श्रानेवाले लोग 
इन्हें धन श्रादि अपंरा करते जिस पर उनका पेट पलता था। एक दिन इन्हें 
संसार में फंसने का ध्यान श्राया। इसका इन्हें दुःख हुआ । सम्पत्ति को स्वप्नवत 
त्यागकर एक दिन वे उस गाँव से चले गए तथा कुछ दिन मथ्रा रहकर गो 
घाट पर स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ उनका विद्याध्ययन तथा संगीत का 
श्रम्यास चलता रहा। यहाँ वे ३१ वर्ष की श्रवस्था तक रहे। 

'भकत-विनोद' के श्रनुसार ये पिछले जन्म में यादव जाति के थे जब कि 
इन्हें वून्दावन-धाम देखने की उत्कट इच्छा हुई । इच्छा पुर्ण होने का वरदान 
मिला । श्रागामी जन्म में मथुरा प्रान्त में किसी ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए । 
ये जन्म से ही भ्रन्धे थे श्रौर बाल्य-काल से ही सूरदास नाम से प्रसिद्ध थे । 
एक समय माता-पिता वृन्दावन की यात्रा करने गये, सुरदास का वहाँ इतना 
मन रमा कि वे लोटने को तेयार नहीं हुए । वहों सत्संग, भगवद्‌-सेवा में समय 
बिताने लगे । श्रन्धे होने के कारण एक दिन घूमते-घूमते किसी कुएं में गिर 
पड़े । किसी ने इनकी खोज-खबर न ली । भगवान्‌ ने श्रन्त में करणावश इनका 
उद्धार किया । बाहर निकालकर वे हाथ छुड़ाकर भागने लगे । इस पर 
सुरदास जी ने कहा: 


अब तो बलकरि छोर कर चले निबल कर मोहि। 
पेमनतें टूटो न जव, तब देखों प्रभु तोहि ॥ 
श्रपने भक्त के व्यंग्य-वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने हस्त-स्पशं- 
मात्र से उनकी आँखें खोल दों । दर्शन पाकर सूर को महान्‌ ग्रानन्द हुग्रा । 
उन्होंने श्रीकृष्ण से वरदान माँगा कि जिन नेत्रों से श्रापको देखा उनसे भ्रब 
संसार देखने की इच्छा नहीं । भगवान्‌ ने 'तथाऽस्तु' कहकर आँखें बन्द कर दीं। 
इसके पश्चात्‌ की घटनायें “साहित्य लहरी' के वंश-परिचय वाले पद में 
क्प-पतन को घटना से प्रारम्भ होती है । दोनों में कूप-पतन का कारण दिया 
है परन्तु दोनों का कारण भिन्न है। कौन-सा प्रामाणिक है, कहा नहीं जा 
सकता। 


७9 महाकवि सूरदास 


दीक्षा के पश्चात्‌ 

ग्राचायं जी से दीक्षित होने के पझ्चात्‌ का जीवन 'चौरासी वेष्णवों की 
वार्ता? में दिया है । भगवान्‌ का वरदान प्राप्त करके सूरदासजी स्थायी रूप से 
गौ घाट पर रहने लगे । वहाँ वे नित्य विनय के पद गाया करते थे । 

ततीय यात्रा के समय दक्षिण-दिग्विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ वल्लभा 
चार्यजी स्थायी रूप से गृहस्थाश्रम स्वीकार करके श्रड़ल सें रहने लगे थे । इसी 
समय उम्होंने श्राच।र्य पद ग्रहण किया । 

“वार्ता! के भ्रनुसार एक समय उन्हें श्रड़ेल से ब्रज जाना था। यात्रा में वे 
गो-घाट पर ठहरे। वहाँ सूरदास की ख्याति सुनकर मिलने की इच्छा प्रकट 
की । सूर ने श्राचायं के पांडित्य एवं दिग्विजय की प्रशंसा सुनी थी । उनसे 
सहर्ष मिलने चले गए । 

मिलने पर श्राचार्य जी ने उन्हें कुछ गाने को कहा । सूरदासजी ने विनय 
के दो पद सुनाए। सुनकर श्राचार्य ने कहा कि सूर होकर एसे घिघियाते क्यों 
हो ? कुछ भगवान्‌ की लीलाश्रों का वर्णन करो ।. सूर ने कहा : “जो महाराज. 
हौं तो समभत नाहीं ।” तब आचार्य जी ने उन्हें सम्प्रदाय के ग्रनुसार दीक्षा दी 
तथा भागवत के दशम-स्कन्ध को संक्षेप में कथा सुनाई : “ताते सूरदास जी को 
नवधा-भक्ति सिद्ध भई । तब सूरदास जी ने भगवत-लीला वर्णन करी । भ्रनु- 
क्रमणिका तें सम्पूर्णं लीला फुरी'''श्रौर ताही समय श्री महाप्रभून के सन्निधान 
पद कियो । सो पद, राग विलावल।' “चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ 
न प्रेम वियोग ।” 

श्राचाये श्रपने साथ सूर को गोकुल ले गए। वहाँ नवनीत प्रिया के दर्शन 
कराये। वहाँ भी सूरदास ने कुछ पद गाए : “सोभित कर नवनीत लिए ।” यहाँ 
श्राचार्यं जी ने भागवत्‌ की सम्पूर्ण लीला सूर के हृदय में स्थापित कर दी । 
कुछ दिन यहाँ रहने फे पइ्चात्‌ ग्राचार्य ब्रज गये। वहाँ गोवर्धन पर स्थापित, 
श्रीनाथ जी के सूर को दर्शन कराये । तब सूर ने पद सुनाया : “प्रव हौं नाच्यो 
बहुत गोपाल ।” फिर से विनय का पद सुनकर श्ाचायं ने कहा श्रब तो तुम्हारे 
हृदय में कुछ ग्रविद्या रही नहीं, भ्रब कुछ भगवान्‌ के यश का वर्णन करो । तब 
सुरदास ने “कोन सुकृत इन ब्रज-वासिन को ।” यह पद गाया । ग्ाचार्य प्रसन्न 
हुए, तथा सूर को मन्दिर का कोतंन-भार सौंप दिया । 


दीक्षा का समय 
इतना तो निरिएत इ कि शूरास श्रीनाथजी की स्थापना के पश्चात्‌ तथा 


सूर की जीवनी और व्यक्तित्व. -' डं 


श्राचार्य की भ्रडेल से ब्रज की यात्रा के समय गो-घाट पर श्राचार्य के शिष्य हुए 
थे । यह यात्रा दक्षिरा-दिग्विजय के संवत्‌ १५६५ के पश्चात्‌ हुई थी। 
श्रीनाथजी का स्थापना-संवत्‌ भी निश्चित नहीं है। श्री धीरेन्द्र वर्मा ने 
लिखा है कि “संवत्‌ १५५२ की श्रावण सुदी ३ बुधवार को श्रीनाथजी की 
स्थापना गोवर्धन के ऊपर एक छोटे से मन्दिर में हुई । सं १५५६ की चैत्र - 
सुदी २ को पूर्णमल्ल खत्री ने बड़ा मन्दिर बनवाने का संकल्प किया*' एक लाख 
रुपये खर्च करने पर भी श्रर्थाभाव के कारणा वह अपूर्ण ही रहा । बीस वर्ष 
पञ्चात्‌ जब पूर्णामलल खत्री को व्यापार में तीस लाख रुपये का लाभ हुय्रा तब 
इसी वर्ष सं० १५७६ में ग्रधूरा मन्दिर पूरा हुआ, तथा वल्लभाचार्य जी ने इस 
मन्दिर में श्रीनाथजी की स्थापना कौ ।'१ इस तरह श्रीनाथ जी के मन्दिर 
बनने की तीन तिथियाँ हमारे सम्मुख हैं। श्री धीरेन्द्रजी श्रीनाथ की स्थापना 
तिथि १५७६ मानते हैं । 
झाचार्य शुक्ल जी ने भी स्थापना-तिथि संवत्‌ १५७६ मानी है तथा इसी के 
पइ्चात्‌ ग्राचार्यं जी को निधन-तिथि संवत्‌ १५८७ श्रौर सूरदास का शरणा-काल 
संवत्‌ १५८० सान! है।' यही तिथि श्रन्य विद्वानों ने भी मानी है । परन्तु 
श्री मीतल ने श्रीनाथ की स्थापना संवत्‌ १५५६ में मानी है ।* दक्षिण-दिग्वि- 
जय संवत १५६५ में तथा अड़ेल में गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के पश्चात्‌ एक 
समय श्रीनाथ जी की मन्दिर-व्यवस्था के लिए ब्रज जाते हुए मागं में सूर का 
_ शिष्य होना बताया है। 
उपर्य क्त बात को पुष्टि में उन्होंने 'वल्लभ-दिग्विजय' का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि जब वे ब्रज से भ्रड़ेल वापिस श्रा गए तब गोपीनाथजी का 
जन्म हुआ । यह जन्म सम्वत्‌ १५६७ माना जाता है । इस यात्रा में उन्हें साल- 
छः महीने ग्रवश्य लगे होंगे ।. श्रतएव सुर का शरण-काल सम्वत्‌ १५६७ ही 
ठहरता है । 
१५७६ के शरणा का खण्डन उन्होंने सुर के “श्री वल्लभ दीजे मोहि 
“श्रीनाथ जी का इतिहास, श्री धीरेन्द्र वर्मा । 
२. 'सूरदास', पं० शुक्लजी पृष्ठ १३८ । 
३. 'सूर सोरभ' श्री मुन्शोराम शर्मा तथा “संक्षिप्त हिन्दी नवरत्त', श्री मिश्र- 
बन्धु । 4 
४० 'ग्रष्टछाप परिचय' । 
५. 'सूर निर्णय, पृष्ठ ८४। 


न) 


७६ महाकवि सूरदास 


बधाई” पद के श्राधार पर किया है । श्रापका कहना है कि यह पद सूर ने 
विट्वुलनाथ जी के जन्म के समय बनाया था। विट्ठुलनाथ जी का जन्म सम्वत्‌ 
१५७२ का हे । इसके पहले वे श्रवश्य शरण गए होंगे, तभी तो यह पद 
गाया । 

अकबर से भेंट 

श्रीनाथ जी का कीर्तन करते हुए सूर ने सहस्तों पद बनाए। सूर की 
प्रसिद्धि सर्वत्र फेल गई । तत्कालीन भारत-सस्राट्‌ श्रकबर ने भेंट को इच्छा 
प्रदर्शित की । भेंट के समय श्रकबर ने सूरदास से ञ्रपना यशोगान सुनना चाहा 
तब सूर ने “मना तू करि माधो सों प्रीति" गाया । ग्रकबर बहुत प्रसन्न हुआ 
ग्रौर बोला कि मुझे परमेश्‍वर ने इतना बड़ा राज्य दिया है, सब मेरा यश गाते 
हैं, तुम भी कुछ गाश्रो ।* तब सूरदास ने “नाहिन रह्यो मन में ठोर” यह 
गाया । तदनन्तर सूरदास विदा लेकर मन्दिर में ग्रा गए । 

“राम-रसिकावली' के लेखक ने भेंट का स्थान दिल्‍ली माना है परन्तु कोई 
भी विद्वान्‌ इसे मानने को तयार नहीं है । कोई-कोई भेंट का स्थान फतहपुर 
सीकरी मानते हैं, परन्तु यहाँ कुम्भनदास से भेंट हुई थी, सूर से नहीं । 

'मुन्शियात श्रबुलफजल' भ्रबुलफ़जल के लिखे समय-समय पर के पत्रों का 
संग्रह है । इनमें एक पत्र ऐसा है जो भ्रबुल़जल ने बनारस के सूरदास को 
लिखा था । सूरदास को बनारस का करोड़ी कष्ट देता था जिसकी शिकायत 
दरबार में की गई थी । जिसके उत्तर में उपयु क्त पत्र था । इस पत्र में स्रदास 
को शिकायत करने व बादशाह से मिलने प्रयाग श्राने को कहा है। र 

बा० राधाकृष्णदास के श्रनुसार बनारस व ब्रज के सूर एक ही हैं तथा 
स्र-प्रकबर की प्रयाग में भेंट हुई थी । 

अ्रकबर सम्वत्‌ १६०० तथा संवत्‌ १६६१ में प्रयाग गया था । ,सम्वत्‌ 
१६४० के लगभग तो सूरदास का देहान्त हो चुका होगा, यदि जीवित भी मान 
लिया जाए तो श्रायु के १०० वर्ष में एक वयोवृद्ध विरक्त महात्मा का शिकायत 
करना तथा इतने बूढ़े को श्रकबर का प्रय(ग बुलवाना श्रस्वाभाविक मालम 
होता है। द 

श्रीमद्भागवत की श्रणुभाष्य भूमिका में संवत्‌ १६२८ के लगभग ग्रकबर 
का मथुरा ' जाना लिखा है । हरिराय जी ने श्रपनो वार्ता की टोका में भेंट का 
स्थान मथुरा लिखा हे । 'श्रष्ट सखान को वार्ता! में लिखा हे कि भ्रकबर को 


१. 'ग्रष्टछाप' (सूरदास की वार्ता), सं० श्री धीरेन्द्र वर्मा । 


98. 


सूर की जीवनी ओर व्यक्तित्व ss 


जब सूर से मिलनें की इच्छा हुई तब उनकी खोज के लिए गोवर्धन पर एक चर 
भजा गया, ज्ञात हुआ क्रि सूरदास जी मथुरा गए हैं। 

संवत्‌ १६२३ में विट्टुलनाथजी गोवर्धन से कहीं बाहर चले गए थे । इसी 
समय उनके पुत्र गिरिधर जी श्रीनाथ को मथरा ले गए। साथ में स्र भो 
चले गए । संवत्‌ १६३११ में तानसेन दरबारी गायक हुए । इन्हीं की प्रेरणा से 
श्रकबर ने सूर से मिलना चाहा था । श्रतः हम कह सकते हैं कि संवत्‌ १६२३ 
श्रौर संवत्‌ १६२८ के बीच श्रकवर श्रौर सूरदास की भेंट मथरा में हुई होगी । 

सुर-तुलसी-मिलन 

संवत्‌ १६१६ के लगभग गोस्वामी विटुलनाथ जी जगन्नाथ पुरी को यात्रा 
को गए । साथ में सुरदास जी भी थे । रास्ते में कामतानाथ पर्वत पर सर ने 
तुलसी से भेंट की । बाबा बेनोमाधवदास जी ने इसका कुछ पंक्तियों में वर्णन 
किया है 

सोलह सो सोलह लगे कामद गिरि ढिग वास । 
शुचि एकांत प्रदेश मेह ्राये सूर सुदास॥''-्ादि 
(मूल गोसाई-चरित) 
अष्टछाप में स्थापना 

गोस्वामी विटुलनाथ ने जब पृष्टि-सम्प्रदाय का श्राचार्यत्व ग्रहणा किया 
तब संवत्‌ १६०२ में भ्रपने सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ ग्राठ कवियों को एक 'ग्रप्ट- 
छाप” की स्थापना की जिसमें ४ ग्राचार्य वल्लभ के और ४ इनके शिष्य थे । वे 
क्रम से इस प्रकार हैं-- 

(१) सूरदास, (२) क्म्भनदास, (३) कृष्णदास, (४) परमानन्ददास, 
(३) गोविद स्वामी, (६) नन्ददास, (७) छीत स्वामी, (८) चतुभु जदास । 

इन भ्राठों कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च था । ग्राज हमें राधाकृष्ण 
का जो भी कुछ हिन्दी-काब्य प्राप्त है उसमें भ्रष्टछाप सबसे भ्रधिक सरस, 
प्रभावशाली, भक्ति से परिपुर्ण व चिरस्थायी है तथा इसर्मे भी सूरदास जी का 
“सूर सागर” सर्वश्रेष्ठ हे । 

निधन-संवत्‌--जन्म-संवत्‌ के समान ही सुर का निधन-संवत्‌ भो भ्रत्यन्त 
विवाद-ग्रस्त हे । संवत्‌ १६२० से १६४२ तक का लम्बा श्रन्तर सुरदास का 
निधन-संवत्‌ माना जाता है । 

पं० शुक्ल जी १६०७ में 'साहित्य लहरी' का रचना-काल मानकर उससे 
दो वर्ष पूर्व 'सुर सारावली' का मानते हैं जब कि सूर को श्रायु ६७ वर्ष को थी। 


Kt महाकवि सूरदास 


अर्थात्‌ सूर का जन्म १५४० में सानकर अनुमान से ८०-८२ वर्ष की आयु 
मानकर निधन-सम्वत्‌ १६२० मानते हैं। यही श्री सान्याल जी का मत है। 
श्री मुन्शीराम शर्मा कुछ प्रमाणों के आधार पर सूर का सं० १६२० से 
श्रागे १६२८ तक जीवित रहना मानते है 
(१) पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र (भू० पू० गृहमन्त्री, मध्यप्रदेश) की कुछ 
खोजों से विदित होता है कि श्री विद्ुुलनाथ सं० १६१६ से १६२१ तक ब्रज 
के बाहर यात्रा में रहे । सं० १६२० में रानी दुर्गावती की राजधानी गढ़ा में 
उन्होंने श्रपता विवाह किया । गढ़ा से प्रयाग होते हुए सं० १६२२ में मथुरा 
पहुँचे आर सं० १६२३ में गुजरात की यात्रा करने चले गए । यदि सं० १६२० 
में सूरदास की मृत्यु सानी जाए तो गो० विट्वलनाथ सम्प्रदाय के महान्‌ प्रभावी 
भक्‍त व कवि की मृत्यु के पश्चात्‌ उसी वर्ष कैसे ब्याह करते ।* 

(२) श्रकवर को सूरदास से मिलने की इच्छा तब हुई जब उन्होंने तानसेन 
द्वारा सूरदास का एक पद सुना था । तानसेन सं० १६२१ में दरबार सें आए । 
ग्रतः सूरदास सं० १६२१ के पश्चात भी जीवित थे । , 

(३) ऊपर भ्रकबर-भेंट के प्रसंग में बताया जा चुका है कि यह भेंट मथुरा 
में सं० १६२३ के पश्चात्‌ हुई, प्रतएव सूर १६२२ के पश्चात्‌ भी जीवित थे । 

७५६९७) “श्रीसद्‌भागवत्‌? के श्रणुभाष्य कौ भूमिका से ज्ञात होता है कि 
ग्रकबर सं० १६२८ में काशी गया । हरिराय जी ने वार्ता की टीका में काशी 
में ही भेंट का होना लिखा है। सं० १६२६ में श्रकबर को पुत्र हुआ था। 
सम्भव है इसी खुझी में तीर्थ-यात्रा के लिए भ्रकबर निकल पड़ा हो तथा सूर 
से मथुरा में भेंट हो गई हो । इस हिसाब से सूर का जीवित होना सं० १६२८ 
तक श्रनुमानि होता है । ; 

(५) गो० विठ्ठलनाथजी का स्थायी ब्रज-वास सं० १६२८ है। वार्ता से 
ज्ञात होता है कि इस समय श्रीनाथजी के कीर्तन से श्रवकांश मिलने पर कभी- 
कभी नवनीतप्रिया जी के दशनाथ गोकुल जाया करते थे । यह बात 'अ्रष्ट- 
सखान की वार्ता” से भी पुष्ट होती है। इससे सिद्ध होता है कि सं० १६२८ 
तक सुरदासजी जीवित थे ।* 

कुछ भ्रन्य विद्वान्‌ इससे भी ्रागे संवत्‌ १६६० तक सूरदास का जीवित 
१. इस व्याह का समय 'ग्रष्टछाप परिचय' में १६२० सं० बताया है । 

« पृष्ठ १२। 
२. 'भ्रष्टछाप परिचय , पृष्ठ ५४-६३ | 


सूर की जीवनी ओर व्यक्तित्व द्र 


रहना मानते हैं ।* 

श्री मीतल जो ने कृष्णदास का एक 'वसन्त! क्रीडा का पद उद्धत किया 
है जिसमें भ्रष्टछाप के खिलाड़ियों में सूरदास का भी नाम है । साथ ही गोसाई 
के पुत्र घनश्याम का भी नाम है। ये सं० १६२८ में हुए थे। इनकी प्राय 
वसन्त के सपय कम-से-कम १० वर्ष मानकर सूरदासजी का सं० १६३८ में 
जीवित रहना सिद्ध क्रिया हे ।* इसी तरह सूरदास का एक राज-भोज वाला 
पइ भी उद्धृत किया है । इसे श्री मीतल नवनीतप्रिया के राज-भोग के समय 
गाया हुआ बताते हैं। यह राज-भोग सादे जेवनार के रूप में १६४० में हुग्रा 
था । श्रतएव सूरदास सं० १६४० तक उपस्थित थे 13 र 

इस तरह सूरदास का निधन सं० १६२० से लेकर १६४० तक माना 
जाता हे । सं० १६२० वाला मत शुद्ध भ्रठुमान के ग्राधार पर स्थापित किया 
हुआ है श्रतएव उसके पश्चात्‌ सूर का निधन कब हुआ यह नहीं कहा जा 
सकता । उपयु क्त ग्रनुमानों से उनका सं० १६४० तक जीवित रहना सिद्ध 
किया जाता हे । 

“चौरासी वेष्णवों की वार्ता में सूरदास जी के मरण-काल का वर्णन दिया 
गया है। गो० विटुलनाथजी जब श्रीनाथजी का पुजन, श्यू गार श्रादि करते तब 
सूरदास पद गाकर सुनाया करते थे । एक दिन सूरदास जी को श्राप ही से 
ज्ञात हो गया कि मुझे श्रब संसार छोड़ना है। इसलिए रास-लीला के स्थान 
पारसौली में चले गए । वहाँ श्रीनाथजी के मन्दिर की ध्वजा को दंडवत्‌ करके 
श्राचार्यं जी का स्मरण करते हुए इस आशा से लेट गए कि अन्त समय में 
श्रीनाथजी के दर्शन होंगे । 

इसी समय गोसाई जी ने सूरदास को मणि-कोठा में कीर्तन करते हुए न 
सुनकर पूछताछ को । भक्तजनों ने सब वृत्तांत कह सुनाया । गोसाई जी समर 
गए कि ग्राज सूरदास जी नश्वर शरीर छोड़कर नित्य शाइवत वृन्दावन घाम 
जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ उपस्थित समस्त भक्तों से कहा कि “पुष्टि मार्ग का 
जिहाज जात है जाको कछू लेने होय तो लेउ श्रौर जो भगदिच्छा ते राजयोग 
आरती पीछें रहत हैं तो मैं हूँ गावत हों ।”* गोसाई जी का श्रादेश पाकर 


“सूर निर्णय, पृष्ठ ९६ से १०२। 
वही, पृष्ठ ६९ । 

वही, पृष्ठ १००-१०१ । 

“८४ वैष्णवों की वार्ता? । 


८ द ण ९० 


~ 


८० महाकवि सूरदास 


भक्तजन चले गए तथा पुजा समाप्त करके गोसाई जी भी श्रा पहुंचे । पहुँचते 
ही खबर पुछी । सूरदास ने दण्डवत्‌ करके “देखो-देखो हरिजू का एक सुभाव” 
यह पद गाया । पद सुनकर गोसाई जी प्रसन्न हुए । तब चतुभु जदास ने कहा 
कि सूरदासजी ने भगवद्यश-वर्णन तो जीवन-भर किया पर महाप्रभून का यश 
वणान नहीं किया। तब सूरदासजी ने कहा कि मेंने महाप्रभु और भगवान्‌ में 
कुछ अन्तर ही नहीं समझा। दोनों का यश-गान कुछ भिन्न-भिन्न थोड़े ही 
हैं। ऐसा कहकर “भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो” यह पद गाया । इसके पश्चात्‌ 
उन्हें मूर्छा श्रा गई और उनका “चित श्री ठाकुर जी को श्रीमुख तामें करुणा रस 
के भरे नेत्र देखे ।” तब गोसाई जी ने सूरदास से पूछा कि तुम्हारे नेत्र की वृत्ति 
कहाँ है । उत्तर में यह पद सुनाया, जो उनका श्रन्तिम पद कहा जाता है: 
खंजन नैन रूप रस माते । 
इस पद की समाप्ति के ग्रनन्तर सूरदास जी ने ग्रपना नश्वर शरीर त्याग 
दिया। इसमें तथ्य कहाँ तक है, कहा नहीं जा सकता । 


ठा 


आत्मपरक भावभूमि 


परिचिम के पण्डितों ने काव्य की परिधि बनाते हुए, न जाने क्यों, धामिक 
ग्रौर ग्राध्यात्मिक कृतियों को उससे बहिष्कृत-सा कर दिया है श्रोर ब्लेक, 
ब्रार्यनग-जैसे दार्शनिक कवियों को भी उनका उचित श्रासन देने में संकोच 
करते हैं । स्वयं ही संसारी भावनाश्रों में श्रधिक लिप्त होने के कारणा उन्होंने 
काव्य का उत्कर्थ लोक-व्यापार में ही श्रधिक मान लिया है; नहीं तो वे साहित्य 
ऋौर कलाओं के उस मौलिक तथ्य को स्पष्ट श्रवव्य करते जिसके 'माधार पर 
उनका यह काव्य-वर्गीकरण ठहरा है। उन पंडितों ने उच्च दर्शन को मानवीय 
मनोविज्ञान की ग्रपनी बनाई हुई व्याख्याश्रों की तुलना में तुच्छ स्थान प्रदान 
किया है और श्रपनी इस श्राविष्कृत साइकॉलाजी के सामने ज्ञान-विज्ञान की 
हेंसी उड़ाई है। इसी कारण वे भारतीय और सम्पूर्ण प्राच्य साहित्य को 
प्रधिकांश में श्रत्युक्तिपूण और श्रवास्तविक सानते हैं श्रोर उस पर झलंकुत 
भाषा, कृत्रिम भाव श्रौर श्रनहोनी कह्पनाश्रों का लांछन लगाते हैं । 

हमारे देश में भी काव्य की कोटियां बनाई गई हैं, पर उनका उद्देश्य 


बन्धन नहीं है । श्रवसर के ग्रंनुसार वे अधिक-से-प्रधिक विस्तार कर सकती हैं, . 


जिसमें लौकिक और प्राध्यात्मिक भावना-जगत्‌ प्रभेद-भाव से सन्निहित हो 


# 


सकता है । हमारे यहाँ के प्रायः समस्त श्रेष्ठ कवियों ने भ्रपन देश का मूल दशेन 


दुढ़ भाव से ग्रहण कर रखा है, जिससे हमारी कविता का सम्पक ग्रथ, धर्म 
ओर काम से ही नहीं, मोक्ष से भो भ्रटूट बना रहा हे। भ्रादिकाव्य रामायण 
कोंच-क्रोंची की कथा से ग्रारम्भ होकर राम (पुरुष) के स्वर्गारोहण रोर 


प्रे हाकवि सूरदास 


सीता (प्रकृति) के पाताल-प्रवेश में समाप्त होता हे । यह इस बात का साक्षी 
हे कि हमारे श्रादिकवि ने तुच्छातितुच्छ लोक-घटना से लेकर उच्चतम दांशे- 
निक तत्त्व का समन्वय एक ही रचना के श्रन्तर्गत किया है । यही हमारे यहाँ 
की प्राचीन काव्य-परिपाटी रही हे । महाकवि कालिदास ने श्रपने काव्यों में 
श्युद्धार को सीमा स्पर्श कर ली थी, किन्तु ऊँचे-से-ऊँचे आध्यात्मिक श्रनुभवों को 
भी रचनाओं में उतारा है। 'श्रभिज्ञान-शाकुन्तल' को तो सात समुद्र पार का 
द्रष्टा कवि गेटे श्रपनी श्रद्धांजलि भेंट करता है--'इसमें पृथिवी (प्रकृति) 
स्वगं (पुरुष) से मिलने ग्रा गई है और दोनों परस्पर मिलकर एक हो गए हैं ।” 
परवतो काल के श्रालंकारिकों ने श्रवशय लौकिक भावों को ही श्रपनी श्रात्मा 
का सुत्र पकड़ लेने दिया था, परन्तु ऐसा समय कभी नहीं श्राया जब कोई भी 
साहित्य का पंडित यह कह सकता कि धर्म श्रौर दर्शन के तत्त्वों से रिक्‍त काव्य 
ही एक-मात्र श्रेष्ठ काव्य है। इस काल में भी लोकिक श्युद्धांर और देव- 
शङ्कार की दो कोटियाँ बनी ही रहीं; कभी भी काव्य का श्रानन्‍्द केवल 
लौकिक श्रानन्द नहीं साना गया । निम्नातिनिम्न संसारी वस्तु से भी उच्चाति- 
उच्च श्रध्यात्म-तत्त्व का संसर्ग करा देना, श्रपने साहित्य की एक बड़ी विशेषता 
रही है । 
काव्य का क्षेत्र भावों की क्रीड़ा-भूमि है, कविता के इस मूल स्वरूप को 
हम सभी स्वीकार करते हैं। यह तो काव्य श्रौर कलाओं की पहली कोटि है 
जिनके श्रभाव में उसका श्रस्तित्व ही श्रसम्भव है; कन्तु इसके श्रतिरिक्त किसी 
दुसरे कोटि-क्रम की श्रावश्यकता नहीं है । भावों का उद्रेक कविता हारा होना 
चाहिए यह भ्रनिवायं है, किन्तु श्रौर कुछ श्रनिवार्य नहीं । भावों की व्यंजना 
ध्वनन, श्रभिव्यक्ति यही कविता और कला का व्यक्तित्व है, परन्तु हम यह्‌ 
कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे भाव ये ही हैं इतने ही हैं श्रथवा ऐसे ही होने 
चाहिएँ । प्रत्येक मनुष्य की धारणाएँ उसकी प्रकृति के अनुसार बनती हैं; प्रत्येक 
देश के भाव उसके विचार और उसके दर्शन की कोई इयत्ता नहीं है । ग्राज 
श्रंग्रेज जाति ग्रथवा पश्चिमी विचारःप्रणाली में जो भावनाएं श्रत्यु क्तिपुणं समंभी 
जातो हैं, कल वे ग्रपना रूप बदल सकती हैं। एकके लिए जो श्रत्युक्तिपूर्ण 
है, इसरे के लिए उससे बढ़कर सत्य, सुलभ श्रोर स्वाभाविक कोई दूसरी 
वस्तु नहीं । जिस देश श्रौर काल को जेसी श्रभिरुचि होगी, उस देश की कविता 
भी वेसा ही वेश धारण करेगी। यदि यूरोप में स्वाभाविकता के ना.; पर 
यथार्थ प्रकृति के चित्रण, जन-साधाररा के लोक-व्यवहार के दर्शन और व्यक्ति- 
गत विशेषताओं के निरूपण को ही उत्तम कला समझते हैं, तो यह उसकी 


ह 


आत्मपरक भावभूमि ८३ 


नई मनोवृत्ति का ही परिणाम है। यह परिणाम निइचय ही श्रचिर श्रौर 
श्रनित्य है, क्योंकि इसके श्राधार में परिवर्तन संभव है । 

काव्य श्रौर कलाओ्ं में प्रदर्शित रूपों श्रौर तज्जनित भावों के विषय में किसी 
प्रकार के विशेष्य-विशेषण के लिए स्थान नहीं है । सृष्टि के श्रपार भाव-भेद 
श्रौर रस-भेद को हमें समक लेना चाहिए । यदि हम किसी देश के किसी समय 
के किसी कवि की काव्य-कला को श्रसम्भव कहते हैं, तो यह हमारा ही श्रज्ञान 
हो सकता है, क्योंकि हमने उस धारणा-भूमि में पहुँचने को चेष्टा नहीं की, न 
उस मनोवृत्ति का श्रध्ययन किया जिसके द्वारा उस कवि ने उस 'ग्रसम्भव' 
वस्तु को प्रत्यक्ष सम्भव कर दिखाया हे । श्रोर श्रशुद्ध तो वह कदापि नहीं, 
क्योंकि कवि के शुद्ध भ्रन्तःकरण से उसकी निष्पत्ति हुई है। हमें प्रत्येक देश के 
विचारों को श्रपने देश के विचारों की कसोटी पर कसकर श्रपना. 'फतवा' 
निकालने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारों की भूमि एक दूसरे से 
निरपेक्ष श्रौर स्वाधीन हो सकती है। यदि हमर्मे इतनी व्यापक सहानुभूति है कि 
हम किसी कवि की कविता को उसके देश-काल और व्यक्तित्व के विकास के 
श्रनुसार देख सकते हैं; यदि हमने उस विचार-भूमि की झाँकी पाई है, जिसे 
देखकर उस कवि की श्रात्मा में कविता उद्देलित हो उठी थी; तो साहित्य- 
समीक्षा की इसी सर्वोत्तम श्रौर एक-मात्र तथ्यपुणं प्रणाली का उपयोग हमें 
करना चाहिए। हमारे लिए सबसे सुन्दर उपाय यही है कि हम कवि की 
आत्मा में श्रपनी श्रात्मा को मिलाकर--विकास को प्रत्येक दिशा में उसके साथ « 
तन्मय होकर--उसका श्रध्ययन श्रारम्भ करें; श्रन्यथा यदि पदिचम से पुर्व को 
यह कहा जाता है कि तुम्हारी भाषा श्रलंकृत, तुम्हारे भाव श्रस्पृ्य, और 
तुम्हारी कल्पना श्रतिशयोक्तिपूर्ण है; तो पूवं से पश्चिम को यह प्रतिध्वनि 
जायगी कि तुम्हारी भाषा भोंडी, तुम्हारे भाव भोतिक भ्रौर कल्पना केवल 
श्रौपचारिक है। 

एक श्रौर बाँध, जो कविता-कला के चारों श्रोर .बांधा जाता है, जिससे 
भ्रपने देश के दर्शन श्रौर सुर की वास्तविक भावना का परिचय प्राप्त करन में 
बाधा पड़ सकती है, रूप का बाँध है । कहते हैं, कलाएँ रूपवती हैं; वे रूप की हो 
श्रभिव्यक्ति कर सकती हैं, ग्रूप को नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि कलाएं 
रूपवती है, परन्तु यह तो केवल वाक्‌-छल है कि वे रूप को ही श्रभिव्यक्ति _ 
कर सकती हैं, श्ररूप की नहीं । इस श्रनोखी बात को साहित्य-तत्त्व कहकर 
प्रचार करने से एक बड़ा विक्षेप यह पड़ेगा कि भारत के उच्चतम श्रात्म-दशन 
को काव्य में झाकर तिरस्कृत होना पड़ेगा | जो ब्रह्म रूप श्रौर श्ररूप दोनों के 


८४ महाकवि सूरदास 


ऊपर, श्रनिवेचनीय है, उसका भी. कविता की प्रणाली से निर्वचन करने की 
चेष्टा हमारे यहाँ बहुत समय से की जा रही है । कहना चाहिए कि हमारा 
प्राचीन भक्ति-साहित्य ग्रधिकांशतः ऐसा ही हे । मूतं में यदि भ्रमत की व्यंजना 
न हो सकी, तब तो हमारे ध्म की एक महत्त्वपूर्ण परम्परा ही नष्ट हो गई । 
भारत की भावना-धारा इतनी श्रधिक रहस्यमयी है कि कृष्ण का श्रवतार रूप 
में न केवल सगुणा भगवान्‌ की वरन्‌ सगुरा-निर्गुण के ऊपर जो परात्पर पर- 
ब्रह्म हैं, उनकी लीला भी हुई है । कृष्ण का श्रवतार भी क्या हमारे दर्शन- 
शास्त्र के ग्रनुसार श्रवतार था ? नहीं, वे तो श्रवतार लेने के सदृश प्रकट 'होते 
से दीख पड़े थे। इतने ही से समना चाहिए कि इस देश की कविता केवल 
रूप का प्रत्यक्षीकरण करके श्रपने दर्शन के अ्रनुकूल नहीं बन सकती । अ्रवश्य ही 
यदि कृष्णा-काव्य से कृष्ण के भक्तों की तृप्ति होती है--होती क्यों नहों--तो 
तभी होती है, जब उस काव्य में रूप की ही नहीं, रूप-श्ररूप दोनों की और 
दोनों के परे जो तत्त्व है, उसकी भी व्यंजना होती है । 

श्रब हम भारतीय विचार-धारा के प्रवाह के साथ-साथ सूर के काव्य-प्रवाह 
की गति देख सकते हैं । वह काल भक्ति के प्लावन का था। कहा जाता है कि 
भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास को वेदान्त-सृत्रों श्रौर गीता का प्रवचन करके भी जब 
शान्ति न मिली, तब उन्होंने श्रीमद्वागवत की रचना करके परम शान्ति को कर- 
तल-गत किया । यह भागवत भक्ति का ग्रपुवं ग्रन्थ है। इसमें पण्डितों की परीक्षा 
होती है, इसकी भाषा को श्रीमद्वल्लभाचार्य जी ने 'समाधि-भाषा' कहा है। ये 
ही वल्लभाचायं महाराज सूरदास के दीक्षा-गुरु थे श्रौर इ्होंने सूर को आज्ञा 
दी थी कि वे भागवत की ही कथा को भाषा के पदों में गाकर सुनाएँ । सूर 
के पदों की भी भागवत की ही 'समाधि-भाषा' समभनी चाहिए। यों तो 
समाधि में भाषा कहाँ है श्रौर भाषा में समाधि कहाँ, परन्तु श्रीमःद्वागवत तथा 
इन पारदर्शी भक्तों का ऐसा ही प्रयास था कि जो सम्भव नहीं था उसे भी 
सम्भव कर दिखाया। ज्ञान की चरम साधना समाधि है, किन्तु वह समाधि 
मोन है। ज्ञात को इस सोन समाधि के हो समकक्ष (भक्तों के लिए तो उससे 
भो बढ़कर) भक्ति की मुख समाधि की कल्पना प्राचार्य वल्लभ ने को, जो 
परम श्रानन्दमयी है । ज्ञान के द्वारा श्रात्मा की मुक्ति होती है, परन्तु वह 
भक्ति धन्य है जो मुक्‍त ग्रात्माश्रों की 'ससाधि-वाणी! सुनने का श्रवसर देती 
है । मायावृत संसार के रूप-भ्ररूप में व्याप्त और उसके परे क्ृष्ण-रूप का 
साक्षात्कार जोवन की चरम उपलब्धि है, किन्तु उस कृष्ण-रूप का भ्रवतार, 
उस श्रवतार का दर्शन, उसकी लोलाश्रों का श्रवरा-कीत्तंन ये रौर भी रहस्य- 


आत्मपरक भावभूमे ८५ 


मयी और मीठी कल्पनाएं हैं । 

सूर की यह परम निगूढ़ भक्ति की साधना जब कविता में ग्रपनी सिद्धि पाती 
है--जब हिमालय के हिन-खंड द्रवित होकर जल-धारा बनते हैं, जो जल-धारा 
गंगा-ग्रधुना श्रादि के रूप में देश का शुष्क हृदय सोंचतो, श्रसंख्य कंठों की तृषा 
शान्त करती है--तब उसका क्या स्वरूप होता है, यह देखना चाहिए। हम 
देखते हैं, कि उनको कविता गेय पदों के रूप में है, जैसे एक-एक लीला के 
श्रनेक छोटे-छोटे भाव-चित्र खींच लिये गए हों । इन पदों में शब्द की साधना 
के साथ-साथ स्वर की भी परम उत्कृष्ट साधना है। जैसे शुद्ध भावनामय, 
लयकारी ये पद हैं वेसा ही तन्मयकारी इनका संगीत हे । कविता के रहस्य से 
श्रवगत विद्याथियों को यह विदित होगा कि यीत-काब्य में छोटे-छोटे पदों 
द्वारा सुन्दर मनोरम भाव-मूतियाँ प्रंकित की जाती हैं; इनमें से सब प्रकार की 
ककंशता बहिष्कृत की जाती है; गेय पदों की भावना प्रायः कोमल होती है 
श्रोर एक-एक पद में पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है। सूर यादि भक्तों को 
वह भावना, जो आरम्भ में भगवान्‌ के गुणों का गान करती है, फिर ग्रवतार 
रूप में उनकी जीलाग्रों का कीर्तन करती है, फिर वियुक्त होने पर उनके 
प्रति श्रश्नु-वर्षा करतो है, उत्तरोत्तर मृदुल, कोमल और करुण हो उठी है। 
गीत-काव्य को दृष्टि से ये पद उत्तम कोटि से कहीं नीचे नहीं उतरते । 

परन्तु सूर-जंसे भक्ति-विह्वल कवि के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे 
वस्तु रूप में कृष्ण के बाल्य-काल से लेकर वियोग-काल तक के चरित का 
चित्रण कर देते--अपने हृदय के उमड़ते हुए श्रानंद को दबा लेते। प्रायः 
प्रत्येक पद की श्रन्तिम पंक्ति में उनकी प्रेमातुर भावना मुखर हो उठी है-- 
इसका रहस्य वे ही समभेंगे जो भागवत को समाधि-भाषा का रहस्य समते 
हैं । पदिचमीय साहित्य-समीक्षक इन अन्तिम पंक्तियों को असंगत ्रौर अ्रसंभव 
कह्‌ सकते हैं । उनका यह्‌ श्रारोप हो सकता है कि ऐसा करने से कृष्ण-चरित 
के भिन्न-भिन्न वर्णनों का स्वाभाविक सौन्दर्यं बहुत श्रंशों में नष्ट हो जाता है। 
अ्रभी कृष्ण उत्पन्न होकर माँ की गोद भी नहीं छोड़ पाए कि सूर के 'स्वामी/ 
बन बैठे ! श्रभी वे गो-चारण करते हुए भी भ्रपने सहचरों द्वारा भयभीत किए 
जाते हैं, ग्रभी उन्हें 'जगत्‌ के प्रभु! की पदवी मिल गई ! यशोदा उन्हें उनकी 
शरारतों के लिए दंड क्या देती है, 'त्रिभुवननाथ को नाच नचाती' है ! अतः 
उन श्रालोचकों के विचार में ये सब पद पाइचात्य गीतों को भांति कोमल झौर 
मधुर भावों से नहीं भरे; वे ग्रद्भुत, ्रस्वाभाविक ग्रौर श्रसम्भव हैं । 

भारतीय रस-शास्त्र की प्रचलित पद्धति भी इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार 


नि भहाकावि सूरदास 


की द्विविधाएँ उत्पन्न करती हे । रस-शली के अनुसार प्रत्येक महाकाव्य में एक 
प्रधान रस और उसके अंगीभूत श्रनेक रस होते हैं। सूरदास के पदों का एक 
सहाकाव्य मानने में शास्त्र की क्‍या श्राज्ञा है? प्रबन्ध रूप में न सही, मुक्तक 
८ रूप में 'सूरसागर” सर्वत्र एक उद्देश--एक महत्‌ उद्देश--रखता है। वह उद्देश 
> है कृष्ण का ही गुण-गान । महाकवि सूर ने श्रण्ने श्रारम्भिक विनय के पदों में 
यह प्रदर्शित किया है कि वे उन्हीं कृष्ण की लीला का वर्णन करने को उद्यत हो 
रहे हैं जो चराचर-नायक, ईशों के ईश और स्वयं व्यापक विभु हैं। यह केवल 
ऐसा निर्देश तहीं है जसा काब्यों के रचयिता श्रपने-्रपने नायकों के सम्बन्ध में 
कर देते हैं कि वे किसी देवता के ग्रवतार, ग्रासमुद्र पृथ्वी के पालक चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ हैं सूर ने ग्रात्मा के उत्कट विइवास से कृष्ण की ईशवर-रूप में अर्चना 
की थी, उनके सभी निमित पद इसके साक्षी हैं । 

कविवर सूर की यह काव्य-चातुरी विद्वेष रूप से प्रशंसनीय है कि वे ब्रज 
के चित्रपट पर कृष्ण का चित्र ग्रंकित करने के पहले विनय के पदों में उसकी 
भूमिका उत्तम रीति से बाँध लेते हैं। सूर के कृष्ण को साहित्य-शास्त्र श्रपने 
धीरललित (अधिकांश में कृष्ण धीरललित माने गए हैँ) या धीरोदात्त नायक 
की कोटि में रखने का सहसा साहस नहीं कर सकता । यद्यपि उक्त शास्त्र के 
श्रतुसार कृष्ण ही विविध लीलाश्रों के श्रालम्बन ठहरते हैं और उद्दीपन की भी 
सम्पूर्ण सामग्री है, किन्तु सूर के श्रारम्भिक विनय के पदों से हो. उनकी भाव- 
भूमि श्रसाधारण रीति से ऊपर उठ जाती है और उनके लीला-गीतों में तो 

माधुर्य भावना ्रलौकिक सीमा पर पहुँच जाती है। 
यदि सूर का पद-संग्रह साहित्य-शास्त्र के अनुसार एक काव्य-राशि माना 
जाय तो इसका प्रधान रस क्या है? उत्तर यही है कि इसका प्रधान रस साहित्य- 
^ झास्त्र की रस-कोटि में नहीं ग्राता--वह श्रलौकिक रस है । यद्यपि साहित्य- 
शास्त्र सब रसों का ग्रानन्द 'अलौकिक' मानता है किन्तु सूर के काव्य का आनन्द 
इस 'ग्रलौकिक' से भी भ्रलौकिक है। यह श्रानंद और किसी कारण नहीं, सूर की 
कृष्ण-भावना के कारणा श्रलोकिक है। तुलसी के राम, सुर के कृष्ण--भक्त 
कवियों के जो-जो नायक हुए हैं--सबने काव्य-जगत्‌ की प्रचलित विधियों का 
श्रतिक्रमण-सा किया है। इन कवियों की यह अद्भुत कला है कि ये श्रपने स्वतन्त्र 
भ्रधिकार से ऐसे नायक का श्रवतरण करते हैं जो चराचर-नायक है । कृष्ण के चरित 
श्रौर राम के चरित में राम भ्रौर कृष्ण सम्पूर्ण काव्य का- नायक, उपनायक, सब 
पात्रों सब घटनाश्रों का--एक सूत्र से संचालन करते हैं। रामचरितमानस! में राम 
के श्रतिरिकत जिस किसी ने जो कुछ किया है राम की ही प्रेरणा से । हनुमान ने 


आत्मपरक भावभूमि द 


समुद्र लाँघकर लंका जला डाली--'उमा न कछु कपि कै श्रधिकाई, प्रभु प्रताप 
जो कालहि खाई ।' मंथरा ने रास-वनवास का प्रस्ताव किया, क्योंकि गिरा 
(वाणी, जो रास की वशर्वातनी है) उसकी मति फेर गई थी। रावणा ने सीता 
का हरण किया, युद्ध में प्रवत्त हुआा--यह भी विधिवशात्‌ (विधि भी राम ही 
हैं) । सुमित्रा लक्ष्मण को राम के साथ वन भेजती हुई कहती हैं, 'तुम्हरे भाग्य 
राम बन जाहीं, दूसर हेतु तात कछ नाहीं । यहाँ लक्ष्मएए ,का भाग्य भी राम के 
अ्रतिरिक्त और कोई नहीं । 'पूजनीय, प्रिय परम जहाँ ते मानिय सकल राम के 
नाते ।' पुजनीय ही नहीं श्रपूजनीय भी, हेय भी; प्रिय ही नहीं, श्रप्रिय भी, 
निन्द्य भी; राम के ही नाते माने जाते हैं। “उमा दास्योषित की नाई, सर्बाहि 
नचावत राम ग्रुसाईं ।' गोस्वासी तुलसीदास ने तो श्रपने 'रामचरितमानस' में 
शिव-पार्वती, भरद्वाज-याज्ञवल्क्य और गरुड-काकभुशुण्डि की तीन-तीन कथाएँ 
बैठाल दी हैं, जिनका एक-पात्र प्रयोजन रामचरितमानस को श्रविकल राममय 
बना देना है। उन लोगों ने उसे वेसा बना भी दिया है। महात्मा सूर भी 
कृष्णमय श्रानन्द में विभोर होकर प्रत्येक गान की श्रन्तिम पंक्तियों, में श्रपनी 
श्रात्मा उन्हें समित कर देते हैं । यह भी गोसाईजी की वही श्राख्यान की-सो 
शैली है । वह प्रबन्ध के भीतर है, यह मुक्तक में; बस यही श्रन्तर है । 

यद्यपि कृष्ण की ग्रलौकिक लीलामओों के सामने प्रचलित साहित्य-शास्त्र 
आ्राइचयं-चकित-सा है, तथापि सूर का काव्य उत्तम कविता के गुणों से विभूषित, 
साहित्य-कला का परिष्कार श्रौर पुरस्कार करने वाला भी है। सूर की श्रनन्य 
तन्मयता स्वयं ही कविता की एक श्रेष्ठ विभूति हैं। उतको मधुर भाव को उपासना 


उनके काव्य को यों ही कुसुम-कोमल बना देती है। परस्तु सूर को पवित्र, 


भावना से काव्य-कला जिस रूप में उज्ज्वल हो उठी है, वह भी हमारी श्राँखों के 
सामने है । प्रचलित साहित्य-शास्त्र के पंडितों ने श्रपने पांडित्यवश जो सीमाएँ 
बना ली थीं, सर की कविता ने उन्हें नया विस्तार भ्रौर नया जीवन-दान दिया । 
साहित्य-शास्त्रियों के दिये जोणे वस्त्रों का त्याग करके कविता नवीनवसना 
दष्टि से सामने आई । एक सबसे बड़ा शुभ कार्य जो सूर ने किया, यही था 
कि उन्होंने हमारे साहित्य-शास्त्र की आँखें खोल दीं श्रौर सीमा के स्थान पर 
निस्सीम सौन्दर्य की झलक दिखा दी । इतना ही नहीं, कलाश्रों के क्षेत्र में सूर ने 
गौर भी उत्तमोत्तम प्रयोग किये हैं । काव्य और कलाश्रों का श्रानंद ग्लो किक 
करके मान लिया गया था, परन्तु यह केवल मानो हुई बात ही थी । जब से देश के 
वास्तविक दृष्टि वाले कवियों का ससय बीता तब से काव्य की श्रलोकिकता 
उत्तरोत्तर क्षीणा ही पड़ती गई । कवियों के मानस केवल लौकिक श्ृद्धार से 


द्द महाकवि सूरदास 


रंगे होने के कारणा काव्य के जो तेल-चित्र निमित हुए वे समाज की मलिन 
आवनाश्रों के संसर्ग से धूसरित होकर ग्रौर भी विकृत हो गए। कवियों ने वह 
कला बिसार दी जो विविध रसों में एक उदात्त ग्रलोकिक रस निष्पन्न करती 
थी । उन दिनों के कवि-चित्रकारों ने श्रपनी चित्रभूमि को जिस रंग में रंगा उस 
पर चित्र भी उसी रंग के बनाए । कला की सथ वारीकियाँ भला दी गई । कहीं 
भी नवीन उन्मेष नहीं था । जब सूर ने श्रपनी तूलिका उठाई; उन्होंने विनय 
के पदों में 'सूरसार' की भक्तिमयी श्राधार-भूमि विशेष चमत्कार के साथ 
तेयार की श्रोर उस पर कृष्ण की श्युद्धारमयी मूर्ति श्रपनी सम्पूर्ण भ्री-शोभा के 
साथ अङ्कित को । चित्रकला के ये रंग हिन्दी में सूर द्वारा श्राविष्कृत हें । इन 
पर सूर की छाप लगी है--इस छाप से वे पहचाने जाते हैं । 

सीमा में निस्सीम की झलक श्रोर विविधता में एकता, कवि सूर की इतनी 
ही कला-समृद्धि नहीं है, उन्होंने माइकेल इंजिलो की भांति कला में धर्म की 
शक्तिपूर्ण भावना भी सन्निहित कर दी है। यह सूर के स्वर की विशेषता 
है कि जो'कृष्ण नख से शिख तक सौन्दर्य की मूर्ति हैं वे ही हमारी स्तुति के 
बिषय बन गए । कलाश्रों का श्युद्भार पवित्र हो उठा, क्योंकि सूर की वाणी 
का उससे स्पश हो गया। ये ही कृष्ण जब दूसरे कवियों के हाथ में पड़े, तो 
नायिकाश्रों के श्रामोद-विषय, अष्टयास और षड्‌ ऋतुग्रों के ग्रालम्बन एवं 
निम्न भावनाश्रों तक के प्रेरक बन गए; किन्तु सुर के हाथ में वे सर्वत्र पुत-- 
सवंत्र पावन-- बने हुए हुं । कला का रूप स्त्री रूप है । वह भावों की प्रतिमा 
है । ग्रपनी. समस्त श्री-शोभा के साथ जब वह मोहिनी वेश धारण करती 
है, कविगरा उसे जब श्रपनी सम्पुर्ण सोन्द्य-राशि से भ्रलंकृत कर देते हैं, 
तब कौन है जो श्रचल बना रहे ! यह कवियों के श्रधिकार की बात नहीं है 
कि वे इस कला-कामिनी का स्त्री-स्वरूप बदल सकें; परन्तु इस कामिनी की 
मर्यादा की रक्षा तो सदेव कवियों के ही श्रधिकार में रही है। बहुतों ने इसकी 
मर्यादा की रक्षा की है, बहुतों ने नहीं को । सूर ने न केवल इसे निष्कलंक 
रखा है, भ्रपती पवित्र भावनाश्रों का श्रध्यं देकर उसे सहिमामयी बना 
दिया है । 

यद्यपि सुर का काव्य कृष्ण के निविषय भक्तों के ही सम्यक्‌ नन्द का 
हेतु है, परन्तु काव्य ग्रौर कलाश्रों के सत्पात्र पाठक भी श्रपने-श्रपने मनोनुकूल 
उससे रस प्राप्त करते हैं। कला की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता यही है कि उसका 
तत्त्व तो पारदर्शी रसिक जनों को ही प्राप्त हो किन्तु उसका सामान्य ग्रानन्द 
सर्व-जन-सुलभ बन जाय । आदि के विनय के पदों को पढ़ कर यदि भगवान्‌ 


आत्मपरक भावभूमि स्त 


की महत्ता का बोध हो सके, फिर उन्हीं महान्‌ की कृष्ण रूप की प्रतिमा बुद्धि 
श्रोर हृदय को स्पृहणीय बन जाय, तो यह कम सफलता नहीं है। कृष्ण की 
लोक-लीलाओं में यदि अद्भुत और श्रलीकिक' का मिश्रण हमें रुचिकर नहीं 
है तो भो हम उस स्वच्छ भावना का रस ले सकते हैं जो एक सनोरम बालक 
की भ्रन्रुरंजनकारिणी क्रीड़ाओ्रों से हमें मिलता है। यदि हम सर्व कृष्णमयं 
जगत्‌’ की धारणा करके सूर के काव्य से तादात्म्य नहीं जोड सकते तो भी 
ब्रज-मंडल के रास-रसिक, क्रीड़ाकारी कृष्णा श्रौर मथुरा के कर्तव्य-परायरा, 
श्रनस्त-विरही कृष्ण को तुलना करके कवि की विस्तारमयो भावना पर घुग्ध 
हो सकते हें । काव्य और कलाएं जितना कुछ हमारी भावनाश्रों का मार्जन 
श्रौर प्रक्षालन कर सकती हैं-सूर का काव्य उसके किसी श्रंश में कम नहीं 
करता । जो कुछ तल्लीनता का सुख, व्यापक भावना का सोन्द्यं है, वह सूर के 
काव्य में भी पूणं है। इसके श्रतिरिक्त सूर के काव्य में जो श्रलोकिक भ्रध्यात्म 
है वह भ्रधिकारियों के लिए सदेव सुरक्षित है । 

मनोविज्ञान के पण्डितों को सूर के काब्य में जो कुछ श्रसंगति .प्रनुभव होती 
है, उसकी भी विवेचना ग्रावशयक है । आरम्भ में जब सुर प्रतिज्ञा करते हे कि 
चे सगुण के पद कहेंगे तब हम श्राशा करते हैं कि वे भगवान्‌ के गुणों का गान 
करेंगे । विनय के पदों से यह गान प्रारम्भ होता है, किन्तु इतने गुर-गान से ही 
कवि की लालसा नहीं मिटती । वह कृष्ण को श्रवतारणा करता हे श्रौर तब वे 
ही कृष्णा काब्य में हमारे सामने श्राते हैं। साहित्यिक मनोविज्ञान के विद्यार्थो 
को सूर का यह चमत्कार बहुत श्रधिक, रुचेगा कि उन्होंने 'ग्रकथ, ग्रनादि, 
अनन्त, श्रनूप' गुणमय भगवान्‌ को कृष्ण-रूप में ्रवतरित' किया है। इस 
अवतार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि कृष्ण श्रतिशय श्राकर्षण- 
सम्पन्न श्रौर तेजस्वी बनकर हमारे सम्मुख श्रते हैं। जसे विन्दु में सिन्धु के समा 
जाने की कल्पना सत्य हो गई हो, ऐसा ही चमत्कार-बोध होता है । पाइचात्य 
साहित्य में भी प्रतिमा के भीतर विराट्‌ रूप भरने को चेष्टा को गई हे । महा- 
काब्यों में प्रायः सर्वत्र, रौर उपन्यास, नाटक श्रादि सामान्य साहित्य में भी 
कितनी ही प्रसाधारण प्रभावशालिनी, शक्तिमयी श्रोर सुन्दर सूतियां श्रंकित को 
गई हैं। बाइरन-जैसे प्रेमिक कवि को भी “चाइल्ड हेरालड' की विशाल सूष्टि करने 
की साध थी और रोम्याँ रोलाँ ने तो श्रपन 'जॉन क्रिस्टोफर' नाम के उदात्त 
पात्र में तत्कालीन संस्कृति का पुरा स्वरूप ही भर दिया है, किन्तु यदि काव्य- 
कला और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो सूर के कृष्ण का भ्रवतरण 
इससे भी कहीं भ्रधिक चमत्कारी और शक्तिपुणे प्रनुभव होगा । 


६० महाकवि सूरदास 


हमारी श्राँखों में कृष्ण की बाल-लीलाश्रों की विद्युत्‌ कोंध भरने लगती 
है । यदि उनका इस रूप में भ्रवतार न होता तो इस काध से हम वंचित ही 
रहते । यह विदयुद्वेग कृष्ण की छवि में कहीं से स्थिरता या जडत्व नहीं श्राने 
देता । उनकी लघु, सज्जित, श्रलंकृत सूति भी हमें श्रद्‌ भूत तेजस्विनो दीख पड़ती 
है । इसमें ्रस्वाभाविकता कहाँ है ? इस सूति की श्रना में यदि सूर पदों की 
` अन्तिम पंबितयों द्वारा श्रद्धा के कुसुम चढ़ाते हैं तो इसमें श्रसंगति कया दीख 
पड़ती है ? हमारे मनों में भी प्रायः बंसी ही भावना उत्पन्न होती है । कृष्ण 
के रूप-लावण्य को '्रवतार” की ग्रालोक-धारा सह्रगुरा दीप्तिमती बना देती 
है । कया श्राइचर्य यदि यशोदा के 'कन्हैया' सत्य ही सूर के स्वामी हों ? 
कृष्ण का जन्म-कर्म दिव्य है, शास्त्र के इस निरूपणा को सूर ने कंसी 
रामबाण विधि से हृदयंगम करा दिया है ! नायक कृष्णा ब्रज के समस्त निवा- 
सियों की दृष्टि के केन्द-विन्डु बन गए हैं, यह तो श्राइचर्य की बात नहीं । वे 
यशोदा के 'प्रिय ललन”, ग्वाल-बालों के 'सखा सहचर” श्रौर सूर के 'स्वामी' हैं, 
* यह सब संगत है । परन्तु वे यह सब होते हुए भी इनमें से कुछ नहीं हैं-यही 
तो ्रशचर्थ है ! उन्होंने गोपियों का सहवास किया, पर उनका त्याग भी कया ही 
श्रनोखा है ! उनकी लीलाएँ---उनके व्यवहार--सब कंसे विचित्र हुए । बंशी 
बजाकर मोह लिया ग्रौर तब निराश्रित छोड़कर चले गए ! रास-रचना, चौर- 
हरण सब मस्तिष्क में एक मनोरम श्राघात करते हैं--एक श्रनोखी चेतना 
उत्पन्न करते हैं--और काव्य में तो इनकी मनोहारिणी छवि कलकती ही है । 
मनोविज्ञान की दृष्टि से सूर के कृष्णावतार का ग्रध्ययन करने वाले यह 
भी भ्रनुभव करेंगे कि जगत्‌ माया ग्रौर मिथ्या ही नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान 
की लीलाएँ हुई है । दानिक ब्रह्म की सत्ता में जगत्‌ की, भो सत्ता मानते हैं i 
परन्ठु जब कुष्ण का श्रवतार हुश्रा तब तो जगत्‌ की सत्ता और महिमा बहुत 
ही बढ़ गई । वह भगवान्‌ का लीला-निकेतन बन गया । सूर भ्रादि भक्तों की 
कविता से दुसरा निष्कलं यह निकाला गया कि कृष्ण वास्तव सें भनुष्य शरीर 
धारण करके भ्रवतरित हुए श्रौर उनके जीवन में वे सब घटनाएँ घटीं । इससे 


मनुष्य का शरीर भो प्रधिक महिमामय बन गया, क्योंकि भगवान्‌ इसे धारणा. 


किया । फिर कृष्णा की प्रत्येक लीला को उनका वास्ताविक कृत्य मानकर मनुष्यों 
की उनमें एक विशेष प्रकार की भ्रभिरुचि उत्पन्न हो गई। संगीत और नत्य 
प्रादि कलाग्रों को एक नवीन प्रेरणा प्राप्त हुई जिससे उनकी प्रगति में विशेष 
सहायता मिली । श्रकबर प्रौर शाहजहाँ के दरबार में इन कलाश्रों का जो 
सुन्दर विकास हुश्रा श्रौर लोकिक समृद्धि की जो एक नई हो धारा बहो, उसमें 


---5 गदर 


~ 


>> 
धा 


आत्मपरक भावभूमि ६१ 


„ सूर ग्रादि की दिव्य कविता का कम प्रभाव नहीं पड़ा । कृष्ण की लीलाग्रों का 
चित्रण और गायन समाज में . एक नई ग्रास्था लाया । इस प्रकार भक्तवर 
सुर की कविता से जनता के मन में कैसे-कंसे संस्कार उत्पन्न हुए यह मनो- 
वैज्ञानिक श्रौर एतिहासिक अनुसंधान का विषय है। काव्य-विवेचर्न में तो 
मनोविज्ञान का प्रसंग इस कारण ग्रा पड़ा है कि इसका श्राधार लेकर श्रनेक 
श्रालोचक सूर की कविता पर जो दोष लगाते हैं, उनके निराकरण की श्राव- 
इयकता थी । 

यह सत्य है कि मनोविज्ञान की इस शेली से सूर-जेसे कवियों की कविता 
की सामान्य दिशा भले ही दिखा दी जाय, उनका सम्यक्‌-दर्शन नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । उन भक्त कवियों की राम और कृष्ण श्रादि को कल्पना 
कितनी श्रप्रतिम थी, कहा नहीं जाता । कहने को स्र सगुण का गुण-गान 
करने बैठे हैं, पर न तो उनके गुणों की श्रवघि है न इनके गान को । इनके लिए 
यह जगत्‌ राममय श्रौर कृष्णमय है तथापि जगत्‌ के सब व्यापार मिथ्या ही 

, हैं। सूर के पदों में प्रेम की कितनी मामिक व्यथा है किन्तु साथ ही उनकी 

विरक्त श्रात्मा का भी केसा निर्मल प्रतिबिव है ! श्रनुराग-विराग की सम्पूर्ण 

वृत्तियाँ राम-कृष्ण को ग्रर्पण करने के उपरान्त भी इन कवियों को कविता 
लिखने की साध हुई थी, तभी तो उसका मर्म पाना दुष्कर हो पड़ता है | राम 
आर कृष्ण सब सद्वृत्तियों के श्राधार हैं, परन्तु तब श्रसद्वृत्तियों का श्राधार 
कौन होगा ? वे ही राम और वे ही कृष्ण उनके आधार हुए। वे उनके 
आधार भी हैं, राधेय और ्राधार-श्राघेय से परे भी हैं। “राम-चरित-मानस' 


में देव और दानव दोनों ही पक्षों की सब शक्तियाँ-प्रत्येक क्रिया-कलाप-राम | 


की ही प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष-प्रेरणा से संचालित होती हैं । कहने-सुनने में यह 
ग्रसंगत लगता है पर तुलसी का ग्रांतरिक निष्कर्ष तो यही है कि राम की 
प्रेरणा से ही रावण सीता का हरण करता है, फिर उनसे लड़ता है, और 
मारा जाता है ! जगत्‌ में जो कुछ भला है, बुरा है, सबका संस्थान राम में है। 
सूरदास के आचार्य वल्लभ के मन में भी ब्रह्म (कृष्ण) ही कर्ता श्रोर ब्रह्म 
(कृष्ण) ही भोक्ता है कृष्ण ही कृष्ण के साथ रास रचते हैं जैसे बालक श्रपने 
प्रतिबिब को लेकर क्रीडा करता है । यह सब मनोवेज्ञानिकों के लिए इन्द्र जाल 
है, परन्तु यहाँ के सन्त कवियों की यही प्रमुख धारणा है, जो उनके काव्य में 
व्यक्त हुई है । इसी श्रनन्य तन्मयता का साक्षात्कार करके काव्य के दार्शनिक 
ग्रालोचकों ने सूर ्रादि भक्तों की कविता में ईश्वर, जीव रौर जगत्‌ के 
तात्विक सम्बन्ध की खोज-बीन श्रारम्भ की है । हमने भो उक्त ग्रालोचकों की 


६२ महार्कवि सूरदास 


इस प्रतीक-उद्‌भावना को चर्चा की है। 
5 प्राकृतिक उपमाएँ, सहज सुन्दर स्वाभाविक चित्र, ये सब सूर को सुखद- 
५ थे, किन्तु सबसे अधिक सुखद तो थे कृष्णा, जिनमें इन्होंने श्रपने को भुला दिया 
था । 'राम-चरित-मानस' में तुलसीदास ने वाल्मीकीय रामायण की कथा लेकर 
घटना-मौलिकता का तिरस्कार कर दिया । सूर भी भागवत्‌ को कथा पदों में 
गाकर इन दिनों के 'मोलिक-कवि' के ञ्रासन को त्याग चुके । इन कवियों का 
उत्कर्ष सच पूछिए तो नव-नव प्राकृतिक चित्रणों में उतना नहीं है जितना 
भावना का विस्तार करके उसे राममय और कृष्णमय बना देने में है । लौकिक 
उनसे बाहर नहीं श्रौर श्रलौकिक जितने भी सम्बन्ध हैं सब राम-क्ृष्ण के सूत्र 
से हैं, लोक-परलोक, श्राचार-विचार, सब धर्म, सब कर्म कृष्ण तक हैं । प्रकृति 
भी--प्र!कृतिक सब वस्तुएँ भी- कृष्ण के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती । 
महात्मा सूर के दीक्षा-गुरु श्राचार्यं वल्लभ ने, कृष्णा के गीत को भी, नृत्य 
को भी, श्रानन्दमय--ब्रह्मानन्दमय--स्वरूप दे दिया था । ब्रह्म सत्‌, चित्‌ 
और ्रानन्द स्वरूप है । कृष्ण परब्रह्म के श्रतिरिक्त और कोई नहीं । गोपिकाश्रों 
का--जीवों का--श्रानन्दगुण जाग्रत हो उठा तब वे भी कृष्ण से भिन्न नहीं 
रहीं । ऐसी एकान्त साधना का लक्ष्य रखने वाले आचार्य वल्लभ-जसे गुरु 
श्रोर महात्मा सूरदास-जंसे उनके गायक प्राकृतिक मनोविज्ञान का कहाँ तक 
निर्वाह कर सकते थे ? 
ये भक्तगण सदेव एक श्राइचयंजनक ऊँचे स्तर पर एक अलौकिक मन-स्थिति 
बनाकर भावनाग्रों के क्षेत्र में विचरण करते थे, ग्रतः इन्हें सामान्य समीक्षाकार 
ठीक-ठीक समझ नहीं सकते। एक परम रमणीय, अपरिचित सी--समाधि 
कौ सी--परिस्थिति की सृष्टि करके उसमें श्रद्वत भाव से आत्मा को रमा 
देना जिनके कवि-कमं का बाना था, वे लोक-चित्रण की क्या चिन्ता करते ? 
सूर का एक पद है: 
“जव मोहन कर गही मथानी । 
परसत कर दधि-माट नेति, चित उदधि, सैल, वासुकि भय मानी ।” 
इसमें प्राकृतिक के नाम पर एक व्यंग्य और बाल-लीला के बदले एक 
श्रचम्भा-सा है । इन कवियों ने राम, कृष्ण श्रादि की जैसी कल्पना की थी मरौर 
- सपनी झात्माश्रों को संसार की धारणा-भूमि से उठाकर जिस उच्च स्तर पर 
ला रक्खा था, उसे देखते हुए साधारण मनःशास्त्र की प्रक्रिएं श्रौर काल | 
की प्रचलित व्यवस्थाएँ ही उनमें मिलेंगी, ऐसी श्राशा करना समीचीन नहीं है। 
इन भक्तों की भावना जब राममय श्रौर कृष्णामय हो गई थी तब इन्होंने राम 


आत्मपरक भावभूमि ६३ 


और कृष्ण की प्रीतिवश जो कुछ मानवीय वर्णन किया है, उसे ही बहुत 
समभना चाहिए । काव्य के रहस्य से श्रवगत तुलसी, सुर ग्रादि को छोड़कर 
श्रधिकांश भ्रात्माराम भक्त तो ऐसे-ऐसे बीहड़ कथानक बाँधकर काव्य करते थे 
कि वे श्रलोक प्रचलित ही बने रहे । * 

प्रात्म-तृप्ति इनकी साध्य थी, कोरी कविता नहीं । जहाँ-जहाँ इनकी 
श्रात्मा इन्हें ले गई, वहाँ-वहाँ ये गए । सूर श्रौर तुलसी भाग्यवश काव्य-भूमि में 
ही बने रहे । सूर ने तो दृष्टकटों में पहुंचकर एक बार काव्य-क्षेत्र से किनारा 
भी कसा था । किन्तु श्रात्मा का रहस्य स्वयं भी सरस वस्तु है। इन कवियों ने 
खूब दिल खोलकर उस रस को वर्षा की । तीक्षण-बुद्धि दार्शनिकों का मस्तिष्क 
जहाँ चक्कर काटता है, वहाँ इन भक्तों की बराबर पहुँच भ्रौर पेठ रही । 
तुलसी, सूर ग्रादि भक्तों की साधना कुछ ओर हो थी। उनकी एक 
पंक्ति पढ़कर भी ग्रात्मा की वीणा झंकार उठती है। ठीक स्थान पर ठीक 
स्वर उनकी वाणी से निकला था। उनमें बहुत-कुछ हमें प्राकृतिक मालूम होता 
है, मनोव॑ज्ञानिक के प्रकांड . समीक्षाकारों को कुछ श्रप्राकृतिक भी मालूम होता 
है ! परन्तु इस प्राकृतिक-श्रप्राकृतिक के ऊपर जाकर वह दिव्य श्रात्मा्रों की 
कविता जिसे स्पर्श करती है उत्ते स्पशमणि-सी ही प्रतीत होती है । 


श 
TEN AO 

दारानक पाठका 

वेदान्त, ब्रह्म-विद्या या मोक्ष-विद्या की जो श्रजस्र धारा इस देश में चिर- 
काल से बहती चली श्रा रही है, महात्मा सूरदास श्रपने समय में उसके एक 
निष्णात कवि हो गए हैं। यदि हम श्रोमज्धागवत के ्रध्यात्म-ग्रम्थ होने में संदेश 
` नहीं करते तो सूरदास जी के सूरसागर के सम्बन्ध में भी नहीं कर सकते । 
सूरसागर में श्रीसऱ्ठागवत का सम्पुर्ण श्राशय ग्रहण किया गया है; यही नहीं, 
सूरदास जी महषि व्यास की उस रचना के रस में पूर्ण रूप से श्रोत-प्रोत भी हो 
गए हें । यद्यपि समय की दृष्टि से व्यास पूर्ववत्तीं श्रोर सूरदास परवर्ती कवि 
हुए, तथापि जहाँ तक ग्राध्यात्मिक भाव तथा साधना का सम्बन्ध है, दोनों में 
कोई विशेष श्रन्तर दिखाई नहीं देता । यदि कुछ श्रन्तर है तो इतना ही कि 
सूरदास जी ने भागवत की श्रोकृष्ण-लीला का अ्रधिक विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है श्रौर उसमें कतिपय स्वतन्त्र किन्तु रसमय प्रसंग जोड़ दिए हैं। इन 
नवीन प्रसंगों के कारण काव्य की दृष्टि से सूरसागर की मौलिकता बहुत बढ़ 
गई है; पर जहाँ तक मूल रस या श्रानन्द की बात है, सूरदास का हृदय उसी 
उल्लास से भरकर छलक रहा है, जिससे व्यास का हृदय भरा हुआ है । इन 
दोनों की समरसता प्रत्येक सहृदय पाठक को स्वयं ही भ्रनुभव होती है ३ यह 
समरसता इसलिए नहीं है कि व्यास और सूरदास ने एक ही कथानक ग्रहण 
किया या एक हो शेली की ण ही; यह इसलिए है कि दोनों ही कवि 
भ्रध्यात्म-विद्या में निष्णात महापुर हो गए हैं। इस दृष्टि से न केवल 
भागवत ग्रोर सूरसागर, वरन उपनिषद्‌, गीता, पुराण, भक्ति की सगुरा- 


आत्मपरक भावभूमि ६४ 


निगु ण श्रादि शाखाश्रों के प्रवर्तक कवि श्राचार्य रामानुज, मध्व, वल्लभ, 
चेतन्य, रामानन्द, कबीर, सुर, तुलसी सभी बाहरी रंगों में भ्रन्तर होते हुए भी 
भीतर एक ही रंग में रंगे हुए हैं। पहले-पहल यह बात ग्राइचर्यजनक-सी प्रतीत 
होती है; पर यदि हम इन ग्रन्थों रौर ग्रन्यकारों का समुचित भ्रध्ययन करें तो 
हमारी शंका श्रवश्य दूर हो जाएगी । यद्यपि उपनिषद्‌ फुटकर इलोकों और 
सम्वादों के रूप में है, गीता महाभारत-महाकाव्य का भ्रंग तथा वीर श्रौर शान्त 
रस को समन्वयात्मक कृति है, श्रीमद्भागवत में प्रेम की प्रधानता पाई जाती 
है; इस प्रकार कबीर निगु णोपासक और सुर सगुणोपासक कहे जाते हैं तथा 
तुलसी में श्रनन्‍्य भक्ति-रस से भीगी हुई नीति श्रौर कर्तव्य की जीवन- 
व्यापिनी शिक्षा प्राप्त होती है। परन्तु ये सब बाहरी या व्यावहारिक भेद 
हमें इनकी , भ्रन्तरंग एकता की झलक देखने से रोक नहीं सकते । इनमें 
से एक-एक के श्राधार से कई-कई सम्प्रदाय तक प्रचलित हो गए हैं, पर 
साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी इनमें एक व्यापक साम्य यह पाया जाता है 
कि ये सभी एक ही महान्‌ सत्य या सार सत्ता (वह सगुण हो या निगुण) 
के प्रति अनन्य भाव से ग्राकवित हुए हैं ग्रौर उसी केन्द्र की श्रोर उनको सारी 
भावना खिची हुई है॥ उसी केन्द्र पर उनका सम्पूर्ण काव्य-प्रसाद खड़ा हुआ 
है । उपनिषदों में वह केन्द्र ब्रह्म, गीता और भागवत्‌ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
रामायण में श्रीराम तथा कबीर श्रादि सन्तों की वाणी में 'निगुण' है । इन 
केन्द्रों में विद्वानों को सुक्ष्म दृष्टि से देखने से, सम्भव है, बहुत-कुछ श्रन्तर भी 
दिखाई दे, पर इनका यह ऐक्य किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता कि ये 
सभी आध्यात्मिक ग्राधार पर स्थित हैं और ग्रध्यात्म के श्रानन्द में लीन भी 
हैं। गीता के उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने शिष्य और सखा श्रजुंन को 
योगस्थ होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भागवत्‌ में माता 
यशोदा की गोद में बाल-केलि करते, गोप-सखाश्रों के साथ वन में विचरते तथा 
प्रियतमा गोपियों को लेकर भांति-भांति को रसमयी लीलाएं रते हें । गीता 
की शेली ग्रोजपूर्ण ्रौर प्राञ्जल तथा भगवान्‌ की प्रसादपूर्ण और ग्रलंकृत 
है । साहित्य की हृष्टि से एक का स्थायी भाव उत्साह तथा दूसरे का रति 
कहा जा सकता है, किन्तु हैं ये दोनों ही भ्रध्यात्म-परक । इसी प्रकार कबीर 
की तिगु'ण-भक्ति तथा समाज-सम्बन्धी चुभते हुए व्यंग्य और तुलसी की सगुरा-४ 
भक्ति तथा समाज की संरक्षणशील गम्भीर वृत्ति में ऊपर से बहुत-कुछ विष- 
मता दिखाई देती है तथा इन दोनों के बीचों-बीच सुर की प्रेममयी वाणी समाज 
की निम्न जातियों के प्रति सहानुभूति का स्रोत लिए हुए बह रही है। ये ऊपरी 


eo 


६६ महाकवि सूरदास 


निगाह से परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं श्रौर इनमें रंगों-रूपों का भेद हे भी, 
परन्तु इन रंगों-रूपों के भीतर एक श्रन्तरंग ऐक्य श्रपनी हढ़ता में सुस्पष्ट और 
व्यापकता में ग्रगाध, प्रपनी मम॑स्पर्शिता के द्वारा हमें वश में कर लेता है। 
यह ऐक्य श्रात्मिक ऐक्य है श्रौर यह ग्रात्मिक ऐक्य ही वेदान्त की प्रसिद्ध 
परिभाषा है। * 
वेदान्त का स्वरूप साहित्य की दृष्टि से वही है जिसे गोस्वामी तुलसीदास 
जीने: > 
कीन्हे प्राकृत-जन-ग्रुत-गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥ 

पंक्षितयों द्वारा प्रदात किया है । इस हृष्टि से साहित्य के दो विभाग 
किये गये हैं । एक ग्राध्यात्मिक या सन्त साहित्य श्रौर दूसरा लौकिक या प्राकृत 
साहित्य । यदि एक में ब्यास, वाल्मीकि ओर कबीर, सुर, तुलसी श्रादि प्रमुख 
महात्माओं को कृतिं हैं तो दूसरे में कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, माघ, दण्डी, 
देव, बिहारी प्रभृति बड़े-बड़े कविराज विराजमान हैं। एक में भगवान्‌ के 
स्वरूप का निदर्शन श्रोर उनकी महिमा का वर्णन मुख्य है तथा श्रव्य समस्त 
चर्चा उसी की श्रनुर्वातनी है श्रौर दूसरे में देश-काल की परिस्थिति का सूक्ष्म 
चित्रण, सौंदर्य-तिरूपण तथा मनुष्य का श्राचरण ही सुख्यतः प्रर्दाशत है । इन 
दोनों में मुख्य भेद यही है कि एक में भावना का केन्द्रीकरण भगवान्‌ के केन्द्र 
सें किया गया है और दुसरी का किसी ग्रादर्श-विशेष या परिस्थिति-विशेष में 
ही किया गया है श्रथवा किसी काल-विशेष का हवय दिखाकर ही काव्य की 
पुति को गई है। 

ग्रध्यात्म ग्रौर साहित्य के क्षेत्रों में इस प्रश्‍न को लेकर जो विवाद चले हैं 
उनकी ग्रोर ध्यान देना हमारा प्रयोजन नहीं है। साहित्यिकों की हष्टि में काव्या- 
नन्द ब्रह्मानन्द सहोदर है श्रोर कालिदास, भवभूति ग्रादि महाकवियों की रचना 
में बह ग्रानन्द परिपुरित है। इसके साथ ही इन उत्कृष्ट कवियों में जो भावोत्कषं 
है वह भी भ्रसाधारण ग्रौर श्रलोकिक है। राम प्रौर कृष्ण का यशोगान 
करने वाले भक्त क्या इसी कारण उच्च हैं कि उन्होंने भ्रपने वर्ण्यं विषय का 
नाम राम श्रोर कृष्ण रखा है ? श्रथवा उनमें ऐसी भो कोई वस्तु है जो ग्न्य 
कवियों में नहीं पाई जाती । बहुत से कवि राधा श्रोर कृष्ण को श्राड़ में श्रपने 
हृदय के मलिन उद्गार ही प्रकट करते. रहे हैं, तो क्‍या उनके उद्गारों की 
गणना ग्राध्यात्मिक साहित्य में की जा सकेगी? और जो वास्तव में उच्च- 
कोटि को प्रतिभापुर्ण कविता है वह इसलिए निन्द्य समझी जाय कि उसमें 
भ्रध्यात्म कहे जाने वाले नपे-तुले 'नाम श्रौर -भाव नहीं है ? इसका उत्तर 


_ दार्शनिक पीठिका ह 


यही है कि इस प्रकार की विचार-भ्रान्ति अध्यात्म का यथार्थ न समझने 
श्रोर उसे धर्म-शास्त्रीय चर्चा-मात्र मानने के फलस्वरूप ही उत्पन्न 
होती है । 

श्रनिवेचनीय ग्रध्यात्म-तत्त्व संसार को सारी वस्तुओं से भिन्न हे । उसकी 
साधना उन सम्पुर्ण लौकिक साधनाश्रों से पथक्‌ है, जो मन श्रोर बुद्धि द्वारा की 
जाती हैं। यह आत्मा की साधना परमात्मा की नित्य, अपरिवर्तनीय महान्‌ 
सत्ता का साक्षात्‌ होने पर हो सिद्ध होती है। इनकी सिद्धि हो जाने पर 
मनुष्य जीवन-मुक्‍त हो जाता है । उसे अपने नाशवान शरीर का भान नहीं रह 
जाता । संसार भी उसकी दृष्टि में नहीं रहता । एक-मात्र श्रात्मा ही को सत्ता 
रहती है। यह छुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक या भक्त सस्पुर्णा कर्मों से 
संन्यास ले लेता है; जल में स्थित निर्लेप कमल की भाँति कर्मक्षेत्र में रहने पर 
भी कर्म से उसका कुछ भी लगाव नहीं रह जाता । यह बेराग्य या भ्रसंलग्नता 
प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रपने यथार्थ स्वरूप का विवेक प्राप्त करना 
प्रत्यन्त ग्रावव्यक हे । इस विवेक द्वारा सारी श्रनित्य वसतुश्रों से सम्बन्ध त्याग- 
कर वह एक ही नित्य सत्ता में विश्राम करता है । यह मुक्ति की स्थिति ही 
यथार्थ श्रानन्द की स्थिति है। इनकी साधना शास्त्रों में विधिपूर्वक बतलाई 
गई है । मुख्य साधताएँ क्रमशः सांख्य (ज्ञानात्मक निवृत्ति), योग (क्रियात्मक 
निवृत्ति तथा भक्ति (भावनात्मक निवृत्ति) हें। भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में इन 
तीनों का ऐसा विशद समन्वय किया है कि परवर्ती काल में यह त्रिवेणी वेदांत 
गंगा की प्रशस्त धारा के रूप में बहती .रही है श्रौर इसने संसार के न 
जाने कितने बन्धन त्रस्त जनों को मुक्ति के श्रमृत-सिधु की शाश्वत झानन्द” 
लहरियों के बीच पहुँचा दिया है। 

वेदान्त-धारा का आदि स्रोत से आरम्भ करके श्रब तक का प्रवाह दिखाना 
यहाँ हमारे लिए नितान्त श्रसम्भव है; तथापि महात्मा सुरदास इसी का 
“दशे न-मज्जन-पान' करते रहे हैं, यह विशवास उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व 
हम पर श्रवश्य है । यद्यपि परम्परागत धारणाएँ, जो जनता में प्रचलित हैं, 
पुरणं रूप से हमारे पक्ष में हैं तथापि कुछ श्रन्य प्रमाणों को भी ग्रावशयकता 
पड़ती है । श्रस्तु वेदान्त शास्त्र श्रुति-प्रतिपादित है । यह श्रुति ही है । इसका 
आरम्भिक विकास विद्वानों ने उपनिषद्‌ में बतलाया है । गीता में इसका 
इतना सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है कि हमें पुनः पुनः उसकी शरण 
में जाकर वेदान्त तत्त्व को समभने की प्रवृत्ति होती है। पुराणों में 
बेदान्त के उत्कृष्ट स्वरूप का भक्तिपूर्ण निर्देश किया गया है । मध्य काल के 


६८ महाकवि सूरदास 


कवियों, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा श्रन्य ग्रनेकों ने पुराण- 
कथित ईशवर-भावना का अनुसरण करते हुए उत्कृष्ट पद-रचना को है । शेव, 
शाक्त, वैष्णव श्रादि इस देश के सभी सम्प्रदाय वेदान्त से श्रपना सम्बन्ध सिद्ध 
करते हें । यह वेदान्त का माहात्म्य है। यद्यपि इन सम्प्रादायों में सिद्धान्त 
सम्बन्धी बड़े-बड़े भेद हैं, तथापि वेदान्त का ग्राश्रय ग्रहण करके ये श्रपनी 
विविधता में एकता की स्थापना करते है । भगवान्‌ शंकराचार्य वेदान्त के महान्‌ 
उपदेष्टा हो गए हैं। उनका मत श्रद्वेतवाद के नाम से प्रसिद्ध है । उनका इतना 
श्रधिक प्रभाव समाज के विचारों पर पड़ा कि प्रायः लोग शाङ्कर मत को ही 
वेदान्त मानने लगे । यह प्रभाव इस बात से श्रोर भी लक्षित होता है कि 
भगवान्‌ शङ्कर के पश्चात्‌ वैष्णवों के श्रनेक श्राचायों ने विसिष्टाहत, शुद्धाहैत, 
ैताद्वेत श्रादि भक्ति-सम्प्रदायों में 'श्रद्वेत! शब्द को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया । 
इन वेष्णव सम्प्रदायो में निगुण और सगुण दोनों प्रकार की उपासनाएँ 
प्रचलित हुईं। उदाहरणार्थं कबीर निगु णोपासक श्रौर सुर , सगुणोपासक 
कवि-भकत हुए । दोनों ही वेष्णव-झाखाश्रों के श्रन्तर्गत माने गए हैं 
प्रौर दोनों वेदान्त के पहुंचे हुए ज्ञाता भी कहे जाते हैं। इस प्रकार वेदान्त 
इस देश के धर्म-समन्वय के लिए सर्वोत्कृष्ट उपकरण सिद्ध हुआ है, यद्यपि 
उसकी एक सुनिश्चित विचार-घारा भी है और वेदान्त-प्रन्थों तथा उसके 
भाष्यका रों ने उस विचार-धारा की स्पष्ट विवेचना भी की है । हम कह सकते 
हैं कि वेदान्तीय विचारों ने भारतवर्ष की प्रकृति पर श्रधिकार कर लिया है 
श्रौर यहाँ के श्रधिकांश महापुरुष भिन्न-भिन्न समयों की प्रगतियों का अनुसरण 
करते हुए प्रधानतः इसी के श्रनुवर्ती हुए हैं । 

यद्यपि वेदान्त-शास्त्र की उत्पत्ति वेद से ही है, तथापि यज्ञ-प्रधान वेदवाद 
से इसका श्रधिक सम्पक नहीं है। वेदिक यज्ञ, जो “क्रिया-विशेष-बहुल' कहे गए 
हैं भ्रर्थात्‌ जिनमें , विधि श्रौर निषेधों की श्रधिकता है, वेदान्त के प्रनुसार 
स्वर्गादि फलों को ही देने वाले हैं, वे मुक्ति के उपाय. नहीं हें । मुक्ति तो 
सद्वस्तु के ज्ञान से ही होती है। यह वेदान्त की प्राथमिक शिक्षा है । तत्परचात्‌ 
वह सस्तु को मीमांसा करता श्रौर उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाता है । 
इन उपायों में चाहे जितने भेद हों, परन्तु एक सार-सत्ता श्रौर उसी के 
सम्बन्ध से मुक्ति वेदान्त की सावंत्रिक शिक्षा है। मुक्ति-सम्बन्धी शास्त्र 
श्रोर भी हैं जिन्हें वेदान्त स्वीकार करता है श्रोर उन्हें भ्रपने रंग में रंगने का 
झायोजन भी करता हे । वे हैं सांख्य श्रौर योगशास्त्र, जिनका प्रसंग गीता में 
झाया हे । इसके भ्रतिरिक्त बोद्ध-शास्त्र भी मुक्ति का निर्देश करते हे, पर इस 


दार्शनिक पीठिका र 


लेख में हम उनकी चर्चा न कर सकेंगे । वेदान्त का रूप स्पष्ट करने के लिए 
हमें सांख्य श्रोर योग की थोड़ी-सी व्याख्या करनी श्रावश्यक प्रतीत हुई है । सांख्य 
सृष्टि-विश्लेषण का शास्त्र है । उसमें प्रकृति, पञ्चमहाभूत, पठ्चतन्मात्राएँ,-- 
बुद्धि, सन, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पंच कर्मेन्दियां ही सम्पूर्ण सृष्टि-वस्तु, 
स्वीकार की गई हैं । इनके ”भ्रतिरिक्त पुरुष नामक सर्वश्रेष्ठ तत्त्व, जो चेतन 
श्रौर कूटस्थ है श्रोर जिसके संसर्ग से श्रचेतन प्रकृति गुणों की साम्यावस्था को 
छोड़कर त्रिगुणात्मिका सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, पच्चीसवाँ तत्त्व है । यहू 
तो सांख्य का वस्तु-निर्देश है। उसका मुक्ति-निर्देश निवृत्ति-मुलक है। जब 
मनुष्य सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब इसकी बुद्धि भ्रपने सारे 
प्रस्तार को समेट लेती है। यहा सांख्य की ज्ञानात्मिका मुक्ति है । किन्तु इस 
शास्त्र में पुरुष की संख्या जीवों की श्रसंख्यता के रूप में भ्रनन्त मानी गई है । 
यदि ऐसा न हो तो भिन्न-भिन्न जीव दिखाई क्यों दें, श्रथवा एक के मुक्‍त हो 
जाने पर सभी मुक्त क्‍यों न हो जायें ! पुरुष की चेतना का संयोग पाकर प्रकृति . 
भ्रपता नृत्य दिखलाती है, पर जब पुरुष उसकी श्रोर से ध्यान हटा लेता है, 
तव उसे यह खेल बन्द कर देना पड़ता है। यहाँ पुरुष श्रौर प्रकृति की दवेत 
सत्ताएँ हैं, जो एक-दूसरे से भिन्न हैं श्रौर इस द्वैत सत्ता के साथ ही श्रनेक पुरुष 
(जीव रूप) की श्रसंख्य सत्ता भो है। वेदान्त सांख्य की निवृत्ति को स्वीकार 
करते हुए भी उसके प्रकृति श्रौर पुरुष के सम्बन्ध में परिवर्तन करता है । वह 
प्रकृति को पुरुष की श्रनुचरी श्रौर श्राज्ञानुवतिनी-मात्र मानता है । इसके साथ 
ही सांख्य में पुरुष की जो भ्रनेकता मानी गई है, वेदान्त उसके बदले एक ही 
पुरुष स्वीकार करता है । यह पुरुष क्षर और श्रक्षर-भेद से उपनिषदों में प्राया 
है । दो पक्षियों भें से एक का फल खाना श्रौर दूसरे का पहले की श्रोर मोन- 
(भाव से देखते रहना जीव के इसी द्विविध रूप का रूपक है। प्रथम पुरुष संसार- 
सम्बन्धी और दूसरा श्रसंसारी है । हैं दोनों एक ही । श्रसंसारी पुरुष ही अपने 
साथी को यथा-समय संसार से निवृत्त करता है, उसका फल खाना बन्द करा 
देता है । गीता में इस क्षर ग्रौर भ्रक्षर पुरुष-भेद के ऊपर श्रन्तिम समन्वय- 
स्वरूप पुरुषोत्तम की सत्ता प्रतिष्ठित की गई है, जो क्षर, प्रक्षर दोनों तथा 
दोनों के परे भी है। वह 'क्तुमकर्तुमन्यथा कत्त समर्थ है । यही पुरुषोत्तम 
वेदान्त की सार-सत्ता है । यही जीवों की भक्ति का आधार, भक्तों का 
उपास्य भगवान्‌ हे । 

इसी प्रकार वेदान्त सांख्य की प्रकृति के भी तीन स्वरूप-भेद करता है । 
एक तो श्रपरा प्रकृति, जो जीव को प्रावरण में डालती है, उसे संसार में फंसा 


१०० महाकवि सूरदास 


रखती है । दूसरी परा प्रकृति जो जीव को श्रात्म-स्वरूप प्राप्त कराती है । 
तीसरी प्रकृति भगवान्‌ की स्वरूपा श्रथवा श्रन्तरंगा प्रकृति है, जो उनसे एकदम 
अभिन्न हे । वैष्णव भक्त श्री राधा को इसी शक्ति का स्वरूप मानते हैं। 
पुरुष श्रौर प्रकृति का पारस्परिक सम्बन्ध गीता के भ्रनुसार स्वामी श्रौर श्रनुचरी 
का हे । परन्तु यहाँ भी द्वेत भाव का लेश न रह औय, इसीलिए भगवान्‌ शङ्कुर 
ने प्रकृति को माया रूप कहकर संसार को मिथ्या-स्वप्न सिद्ध किया है । यहाँ 
श्राकर मुक्ति श्रोर बन्धन दोनों ही स्वप्न बन जाते हें । वास्तव में बन्धन या 
मोक्ष है नहीं । यह केवल माया-जन्य भ्रम है । यही निविशेष शाङ्कर मत है । 

कहना न होगा कि वैष्णव सन्तों को यह निरूपणा इस रूप में स्वीकार न 
हुआ । वे बन्धन को भ्रम श्रौर मुक्ति को भी भ्रम मानने को तैयार थे, पर 
भगवान्‌ की भक्ति किसी प्रकार नहीं छोड़ सकते थे। निश्‍चय ही वे सांख्य मत 
को-सी द्वेत सत्ता नहीं स्वीकार करते, पर भगवान्‌ को ही सृष्टि का उपादान 
श्रौर जीवों का एक-मात्र इष्ट मानते हैं, तथापि त्ने भ्रपने इष्ट की उपासना 
किये बिना नहीं रह सकते । यह उपासना भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन भी है 
श्रौर यही साध्य भी है । यह भक्त का श्रनन्य मार्ग है । 

इस भक्ति के साथ प्राचीन द्वैतवादी योग-मागं' की भी समता नहीं है 
(यद्यपि योग के श्रन्तर्गेत भक्ति की सब प्रक्रियाएँ श्राती हैं) । महि पतञ्जलि 
के योग-शास्त्र को भो वेदान्त के सांचे में ढालने का प्रयत्न किया गया है । योग 
या क्रिया का मार्ग न तो वेदिक यज्ञ या कर्मकाण्ड है न वह योग-सुत्र में निदिष्ट 
राज-योग है, ऐसा गीता से प्रकट होता है। वेदान्त के भ्रनुसार भगवान को 
सर्वेकमं-समर्पण ही योग है । इसकी प्रधान रूप से शिक्षा गीता में दी गई हे 
श्रौर इसे ही सवंश्रष्ठ मुक्ति-मार्ग कहा गया है | यह भगवान्‌ के लिए सारे 
कायो का न्यास ही संन्यास है। पातञ्जल योग में क्रिया का उद्देश्य साधन के 
रूप में ही है, लक्ष्य तो है समाधि । परन्तु वेदान्न में योग-मार्ग को श्रत्यधिक 
प्रशस्त करने की चेष्टा को गई है। वह मनुष्य जीवन के व्यापक क्षेत्र की 
सम्पूर्ण क्रियाश्रों को भगवदपरण करता है। इसी मागं का श्रवलम्बन भक्ति के 
विविध सम्प्रदायों में विविध रूप से किया गया है। इसमें ध्यान देने की बात 
इतनी ही है कि भक्ति-प्रक्रिया-सम्बन्धी श्रनेक भेदों के कारण भक्ति-सम्प्रदाय 
उस श्रथ में दवेतावलम्बी नहीं कहे जा सकते, जिस श्रथ में 'ईझवर कृष्ण! की 
“सांख्यकारिका या 'पतञ्जल-योग' ने भ्रपने मतों का निरूपणा किया है । यह 
भेद दुसरे प्रकार का है, जिसे ऊपर थोड़ा-बहुत स्पष्ट किया गया है । इतना 
कहना श्रसंगत न होगा कि भागवत्‌ तथा सुरसागर में उद्धव के मुख से जो 


दाशनिक पीठिका १०१ 


योग कहलाया गया है श्रौर गोपियों के द्वारा उसकी जिस रूप में श्रवहेलना 
की गई है, उससे सिद्ध होता है कि द्वैतवादी मुक्ति-साधनों की भ्रपेक्षा भेदा- 
पहारिणी-भक्ति की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो चुकी थी । 
महात्मा सूरदास भक्ति-रस-निष्णात कवि थे, यह तो हम ऊपर कह 
चुके हें । यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि वे 'पुष्टि मार्ग” नामक भक्ति-पथ के 
प्रवतंक प्रसिद्ध वेष्णव' श्राचार्यं वल्लभ के अनुयायी थे । वल्लभाचार्य जी ने 
वेदान्त-सूत्रो के कुछ ग्रंश का अणुभाष्य लिखकर अपने मत का प्रतिपादन 
किया है । उसमें उन्होंने शांकरं मत के विरुद्ध विचार प्रकट किये हैं। इनका 
मत शुद्धाद्वेत मत के नाम से प्रचारित हुआ । कुछ विद्वानों की सम्मति में वह 
शुद्धाद्वेत मत पूर्ववर्ती श्राचार्यं विष्णु स्वामी के मत का ही नवीन संस्करण 
है । कहते हैं कि गौडीय मत की भी कतिपय व्याख्याएँ इसमें गृहीत हुई हैं । 
ग्राचार्यं शंकर के श्रनुयायी इस 'शुद्ध' विशेषणयुक्त 'श्रद्वेतवाद' को 'शुद्ध द्रेत- 
वाद' की उपाधि देते हैं। इन अनेक प्रवादों में पड़ने का यह स्थल नहीं है । 
यहाँ इतना ही जान लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा कि श्राचार्य वल्लभ ब्रह्म 
को नित्य या साकार मानते थे तथा जगत्‌ को भी नित्य मानते थे। यह इस 
कारण कि जगत्‌ ब्रह्म कतृक है। ब्रह्म कारण और जगत्‌ काये हे । वे जगत्‌ 
- को मायिक नहीं मानते । वह तो ब्रह्म से श्रभिन्न ही हैं। ब्रह्म ग्रनन्त भ्रौर 
अचिन्त्य शक्ति-बल से जगत्‌ की सृष्टि करता है । वही जगत्‌ का उपादान भी 
है । इस शक्ति संवलित ब्रह्म को शंकर मतावलम्बी नहीं मानते । उनके मत से 
ब्रह्म में शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना ही उसमें विकार स्वीकार करना 
हे । जीव को श्राचाय वल्लभ अ्रणु रूप कहते श्रोर उसका स्थान हृदय में 
बतलाते हें । चन्दन जिस. प्रकार एक स्थान में रहकर चारों ओर सुगन्धि 
फैलाता है उसी प्रकार जीव हृदयस्थित होकर सारे शरीर को चेतन बनाता 
है। मणि की कान्ति की भाँति वह प्रसरणशील है । 
गोलोक-स्थित श्रीकृष्ण का सायुज्य ही मुक्ति है। तथा पति रूप या 
स्वामी रूप से श्रीकृष्ण की सेवा करना ही जीव का धमं हे । जीव जब समस्त 
जगत्‌ को कृष्णमय देखकर उनके प्रेम में परमानन्द का श्रनुभव करता है तब 
वह श्रपनी शुद्धावस्था में पहुंचता हे । भगवान्‌ भी तभी प्रसन्न होकर उसे मुक्त 
करते हैं। इनके मत में भगवद्‌-विषयक निरुपाधि स्नेह रूप भक्ति-विशेष ही 
सर्वात्मवाद है । इसके “मर्यादा” श्रौर 'पुष्टि' नामक दो भेद हैं। अम्बरीष भादि 
की सर्यादा-भक्ति थी । ब्रज-सुन्दरियों की भक्ति पुष्टि-मार्ग की थी। शुद्ध पुष्टि- 
मागे वह है जिसमें भगवत्प्राप्ति-विषयक सब साधनों का ग्रभाव हो। भगवान्‌ 


१०३ महाकवि सूरदास 


के ग्मनुग्रह से ही लौकिक श्रोर वैदिक सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं । किसी प्रकार 
के यत्न की इसमें ्रावइयकता नहीं । किसी प्रकार की योग्यता का विचार इस 
मार्ग सें नहीं किया जाता । भगवान्‌ श्राप ही श्रपनी भक्ति देते हैं । फल-प्राप्ति 
में बाधक सब धर्मों का परित्याग ही पुष्टि-मार्ग कहा गया है। इस भक्ति में 
भगवान्‌ के दोष-गुण का विचार नहीं है, इनके एश्वर्य और माहात्म्य की 
कल्पना नहीं है श्रोर इसमें स्वामी (कृष्ण) के सुख के लिए ही सारी चेष्टाएँ 
हें। इसके श्रतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा है ही नहीं । इस मार्ग में भगवान्‌ जीव 
को वरणा करते हैं, उसे निर्हेतु ग्रात्मीय रूप से ग्रहणा करते हैं। प्रेभपूर्ण श्रवण- 
कीर्तन में ही सर्वसुखों का भ्रनुभव इस मार्ग की रीति है। पुष्टि-सार्य भावों 
का श्रातिशय्य है, जिसके कारणा जीव को इहलोकिक या पारलौकिक भय 
नहीं रह जाता । यह देह श्रपनी नहीं, भगवान्‌ की ही है, यह भाव इस मार्ग 
का है । समस्त विषय-भोगों श्रौर देहादि का समर्पण शुद्ध पुष्टि-मार्ग कहा 
गया है। ज्ञान की इस मार्ग में श्रावशयकता नहीं है, उसका कोई प्रयोजन ही 
नहीं है । केवल प्रेम ही इसके लिए बस है । 

सूरदास जी की यही प्रेममयी भक्ति थी । इसके कई प्रमाण हैं। एक तो 
यह कि श्रीमद्भागवत के नव स्कन्धों की कथा, जिसमें प्रायः दो सौ ग्रध्याय 
हैं, सूरदास जी ने ५०० पदों में ही समाप्त कर दी । इसके पइचात्‌ जब भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म तथा उनकी प्रेम-लीलाश्रों का प्रसंग आया तब उसमें 
वे इतने रमे कि भागवत्‌ दशम स्कन्भ पूर्वार्ध के ४९ श्रध्याओं को प्रायः ५००० 
पदों में पुरा किया । यही ब्रजमण्डल की सारी जनता ग्रौर विशेषतः “अबला 
श्रहीरी' ब्रज-युबतियों का प्रेम-प्रसंग है, जिसकी मिति मर्यादा 'स्रसागर' में 
ढूंढे नहीं मिलती । यह ब्रज-वासियों के श्रीकृष्ण-सम्ब्रन्धी रस में भरा हरा 
सागर ही सुरसागर है । ब्रज के समस्त जीवन का सार-रस--माता के हृदय 
का रस, पिता के सुख का रस, सखाश्रों के सहवास का रस, प्रियतमा गोपियों 
के संयोग-वियोग का रस जो सम्पूण कृष्णमय रस है, यही सुरसागर है। 
इसके श्रतिरिक्त दशम स्कन्ध उत्तराध तथा शेष दो स्कन्धों को सम्पुरां कथा 
सूरदास जी ने भ्रत्यन्त संक्षिप्त कर दी है, जिससे सारा “सागर? गोपी-कृष्ण- 
रस से उद्देलित-सा दिखाई देता है । दुसरा प्रमाण यह है कि प्रेम-चर्चा के 
श्रतिरिकत उनका भ्रन्य किसी चर्चा में मन नहीं लगता । यद्यपि उद्धव श्रपने 
साथ ज्ञान का खज्ञाना लाए थे, तथापि सूरदास जी ने उन्हें गोपियों से तत्सम्बन्धी 
दस-पन्द्रह पद ही कहने का श्रवसर दिया । वे चाहते तो उद्धव और भी बहुत- . 
कुछ कह्‌ सकते थे, पर यह सूरदास जी के किए न हो सका । बे.इस विषय में एक 


दार्शनिक पीठिका १०३' 


प्रकार से विवश थे। यह विवशता उन स्थानों पर ग्रौर भी स्पष्ट हो उठी है 
जिसमें ब्रज-वासियों का पक्ष लेकर सूरदास जी भ्रपने उपास्य और प्रभु की 
मर्यादा भुला देते हैं श्रोर इन्हें प्रेम-पूण फटकार बतलाने से भी नहीं चुकते । 
जब गोपियों की दशा देखकर उद्धव व्याकुल-मन मथुरा श्राए तब वे ग्वाल वेश 
में थे। उस समय वे श्रीकृष्ण के यादवपति पद को एकदम ही भूल गए थे। 
उस भ्रवस्था का वर्णन सूरदास जी इन दाब्दों में करते हैं: 
सुनि गोपी के बैन नेम ऊधौ के भूले। 
गावत गुन गोपाल फिरत कुंजन में डोले ॥ 
खन गोपी के पाँ परें, धनि सोई है नेम । 
धाइ-धाइ द्र म भेंटई, ऊधो छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य सुरभी बनचारी । 
धनि यह पावन भूमि जहाँ गोविन्द ग्रभिसार ॥ 
। उपदेसन आए हुते, मोंहि भयो उपदेस । 
ऊधो जदुपति पे चले, धरें गोप कौ बेस ॥ 
भूलें जदुपति नाम, कह्यो गोपाल गुसाई । 
एक बार ब्रज जाहु, देहु गोपिन दिखराई ॥ 
बृन्दावन-सुख छाँड़िक कहाँ बसे हौ इ । 
| गोबरधन प्रभु जानिके, ऊधौ पकरे पाइ ॥ 
यही सूरदास जी के हृदय की बात हे । इस प्रेमातिशय के इतने हृदयहारी 
गीत सूरसागर में भरे हुए हैं कि उन्हें पढ़कर चित्त विचलित हो उठता है। ये 
गीत केवल वियोग-दद्या के ही इतने विह्वलताकारी हों, यह बात भो नहीं है, 
संयोग की श्रवस्था के भी श्रत्यन्त मोहक गीत हैं। तन-मन की दशा भूली हुई 
स्थिति के तो न मालूम कितने पद हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उससे भी श्रागे बढ़े 
` हुए हैं। ये भगवदृदर्शन-सम्बन्धी ग्रत्यन्त रहस्यात्मक पद हैं। भावना की 
तन्मयता होने पर मनुष्य पहले भावुकतापूर्ण भ्राचरण करता है । इसके श्रनन्तर 
देहिक मान का एकदम विस्मरण हो जाता है श्रौर तब न तो लोक की मर्यादा 
रह जाती है और न क्रिया का भान होता है। ऐसी श्रवस्था के शब्द-चित्र 
सुरसागर में बहुत से हैं। शरीर झोर संसार का भान न रह जाना हो ग्रह त 
योग कहा गया हे । इस ग्रवस्था के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : 
विरह में श्रीराघा को शरीर-विस्मृति-- 
प्रति मलीन बृषभानु कुमारी । 
हरि-श्रम-जल श्रंचल तनु भीज्यौ, तिहि लालच न धुवावति सारी ॥ 


१०४ महाकवि सूरदास 


ग्रधोमुख रहित, उरध नहि चितवति, ज्यों गथ हारे थकित जुश्रारी । 
छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलानों, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी ॥ 
हरि सेदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिन दूजे श्रलि-जारी । 
'सूर' ब्याम बिन यौं जीवत है, ब्रज-वनिता वह श्याम दुलारी ॥ 
बिरह में श्रीकृष्ण-दशंन (गोपियों को उक्ति उद्धव के प्रति)-- 
जौ करि कृपा पाय धारे ग्रलि, तौ मैं तुम्हें जनावौं। 
मौन गहे तुम वेठि रहो, हों मुरली शब्द सूनावौं॥ 
अबहि सिधारे बन गो-चारणा, हौं बैठी जस गावौं। 
निसि-श्रागम श्री दामा के सँग नाचत प्रभूहि दिखावौं ॥ 
को जानै दुबिधा-सेकोच में तुम डर निकट न ग्रावे। 
तब यह द्वन्द्व वढ पुनि दारुन, सखियन प्रान छुडावै ॥ 
छिन न रहैं नंदलाल इहाँ बिनु जो कोइ कोटि सिखावै । 
'सूरदास' ज्यों मन तें मनसा, श्रनत कहूँ नहि धावे॥ 
xX xX xX xX 
ह्यां तुम कहत कौन की बाते ? 
बिना कहे हम समुभत नाहीं, फिरि बूभति हैं तातैँ॥ 
को नृप भयौ, कंस किन मारचौ, को बसूदयौ-सृत ग्राहि? 
` ह्यां जसुमति-सुत परम मनोहर जीजत हैं मुख चाहि॥ 
दिन उठि जात धेनु बन चारन गोप सखनि के संग। 
बासर-गत रजनीमुख ग्रावत, करत नैन गति पंग॥ 
को परिपूरन, को श्रविनासी, को विधि वेद अ्रपार। 
सुर बृथा बकवाद करत हों, इहि ब्रज नन्द कुमार ॥ 
ये पद यत्नपूर्वक देखकर नहीं, यों ही पुस्तक से चुन लिये गए हैं। इनमें 
भक्ति के भीतर से उच्च वेदान्त-तत्त्व को कलक दीख पड़ती है । कहा जा चुका 
है कि वियोगावस्था में ही नहीं, साथ रहते हुए भो श्रत्यन्त प्रबल एकत्व की 
्राभा स्थान-स्थान पर प्रतिफलित हुई है । यथा : 

# राधा श्याम श्याम राधा-रँग । 
पिय प्यारी को हिरदय राखत, प्यारी रहित सदा पिय के सँग ॥। 
नागरि-नैन-चकोर बदन-ससि, पिय मधुकर ग्रंबुज सुन्दरि मुख । 
चाहतःसरस परस ऐसौं करि, हरि नागरि, नागरि नागर-सुख ॥ 
सुख-दुख सोच रहत दोऊ मन, तब जानत तनको यह कारन । 
सुनहु 'सुर' कुलकानि जीय दुख, दोउ फल दोऊ करत विचारन ॥ 


दाशेनिक पीठिका १८५ 


प्रिय की ग्रनुपस्थिति में प्रत्यक्ष-दर्शन का एक अन्य रहस्यमय प्रसंग वह है 
जहाँ प्रिया रूठकर गृह-द्वार बन्द कर लेती और श्रीकृष्ण बाहर ही खड़े रह 
जाते हैं । किन्तु रुद्ध-द्वार के भीतर भी श्रीकृष्ण प्रवेश करते हैं श्रोर प्रियतमा 
से मिलते हैं। बहुत देर तक.द्वार बन्द नहीं रह सकते, वे शीघ्र ही खुल जाते 
हैं । प्रिया प्रिय से क्षमा माँगकर उन्हें स्वागतपुर्वक स्थान देती हूँ । यह रुद्ध- 
द्वार का उद्घाटन भक्ति के प्रभाव से ही सम्भव हुआ । सब ग्रोर से भगवान्‌ 
का प्रवेश-निषेध होने पर भी, वे जीव के हृदय-हार के बन्द रहते भी, उसके 
भ्रॅवेरे गृह में श्राते हैं, यह उनकी करुणा की पराकाष्ठा है । 
जित प्रकार यह भगवान्‌ के प्रति भ्रत्यन्त उपेक्षा और विद्रोह का प्रसंग है, 
उसी प्रकार उनसे मिलने को उत्सुकता में अत्यन्त दुभेद्य बाधाग्नों का एक दृश्य 
सुरसागर में 'यज्ञ-पत्नी' की कथा में ग्राया हे । वन में गो-चारण करते हुए 
एक दिन गोप-बालकों ने क्षुधावश श्रीकृष्ण के पास भ्राकर भूख की वात कही । 
श्रीकृष्ण ने पास ही होने वाले ब्राह्मणों के एक यज्ञ की ओर संकेत करके कहा 
कि वहाँ जाकर भोजन को याचना करें। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण- - 
पुरुषों से तो भोजन मिलना कठिन है, पर उनकी स्त्रियां मेरी भक्त हैं, वे 
वश्य ही भोजन देंगी । ऐसा ही हुआ, यज्ञ-कर्त्ताश्रों को पत्नियां श्रत्यन्त अहो- 
भाग्य मानकर उन्हें खाद्य-वस्तु देने लगीं । कुछ स्वयं थाल सजाकर श्रीकृष्ण 
के पास चलीं । उनमें से एक को उत्कंठा श्रीकृष्ण से मिलने की थी, किन्तु 
उसके पतिदेव ने मर्यादा का विचार करके उसे न जाने दिया। अतिशय 
ग्नुनय-विनय करने पर भी वह न जा पाई, तो बोलो : 
हरिहि मिलत काहे कों फेरी । 
देखौं बदन जाइ श्रीपति कौ, जान देहु, हौं हूँ हौं चेरी ॥ 
पा लागौं छाड्हुँ श्रव अंचल, बार-बार बिनती करों तेरी । 
तिरछौ करम भयौ पूरब' कौ, प्रीतम भयौ पाय की बेरी ॥ _ 
यह वै देह भारु सिर अपनें, जासौं कहत कन्त तू मेरी । 
“सूरदास' सो गई ग्रगमनें सब सखियन सौं हरिमुख हेरी ॥ 
सब सखियों से श्रागे पहुंचकर सबसे पहले उसने श्रीकृष्ण का मुखदशन 
किया । यहाँ भी शारीरिक संसर्ग का भ्रत्यन्ताभाव स्पष्ट होता है। इस कथा * 
में यज्ञ-घर्म से बढ़कर भगवद्धमं की भी शिक्षा प्रकट होती है । यह वेदान्त 
की ही शिक्षा है। उसके साथ हो, सम्भव है, कुछ समीक्षक इस कथा में 
तत्कालीन सामाजिक भ्रवस्या के श्राधिभोतिक दृश्य भी देखें | इन कथाओं से 
भक्ति-प्रान्दोलन से विस्तार प्राप्त सामाजिक उदारता श्रौर जीवन के प्रति धिक 


१०६ महाकवि सूरदास 


सहानुभूतिमय भाव की भी कलक मिलती है । शबरी श्रादि की भगवद्भक्ति 
को महिसा का गान करते हुए भक्त-जनों ने बाह्य जीवन में जकड़ने वाली 
कठोर सामाजिक श्युद्धुलाश्ों को भो बहुत शिथिल कर दिया । श्रस्तरात्मा की 
यह संजीवनी शक्ति कबीर आदि निगुण सन्तों की वाणी में ही नहीं, सुरदास 
आदि की 'रागुरा' कविता में भी व्यक्त हुई है, यद्यपि कबीर का श्रोज सुर की 
संवेदना की भ्रपेक्षा श्रधिक लोगों की दृष्टि में भ्राता है । वेदान्त को 'निर्जीव 
वस्तु! समझने वाले बहुत-से विद्वानों को इन उदाहरणों पर विचार करना 
चाहिए । 
संसार में रहकर मनुष्य को सदेव श्रपनी सबसे श्रधिक इष्ट वस्तु का दर्शन 
होता रहे, यह विरले ही भाग्यवानों के लिए सम्भव है । प्रायः सभी वियोग के 
दुःख में पड़ते ही हैं। माता यशोदा को समभा-बुझाकर श्रौर शीघ्र लौटने का 
श्राश्वासन देकर श्रीकृष्ण मथुरा चले गए, पर पिता नन्द ने उनका साथ नहीं 
छोड़ा । 
किन्तु कंस-वध के पश्चात्‌ जब नन्दादि ब्रजवासी श्रीकृष्ण को ब्रज वापस 
ले जाने की श्राशा और विश्वास किये हुए घर पहुँचने की कल्पना से प्रसन्न 
ग्रौर उत्सुक हो रहे थे, तब सहसा श्रीकृष्ण के कठोर वचन सुनकर उन्हें मर्माहत 
होना पड़ा । जब कोरा जवाब देने के भ्रतिरिक्‍त श्रीकृष्ण के पास कोई उत्तर 
न रह गया तब उन्होंने वही बात की जिसे सुनने के लिए नन्द बिलकुल हो 
तैयार नहीं थे । श्रीकृष्ण ने कहा : 
बेगि ब्रज को फिरिए नंदराई । 
हमहि तुमहि सुत-तात कौ नातौ श्रोट परौ है श्राई ॥ 
बहुत कियो प्रतिपाल हमारी, सो :नहि जीतैं जाई । 
जहाँ रहें तहे-तहाँ तुम्हारे डारघो जनि बिसराई ॥ 
माया-मोह मिलन श्रौ विछुरन' ऐसेई जग जाई । 
'सूर' श्याम के निठुर वचन सुनि रहे नैन जल छाई ॥ 
नन्द की श्राँखों में श्रांस भर झाए, वे व्याकुल हो गए, “दुःख के फन्दे में! 
पड़ गए । चकित होकरं श्रीकृष्ण का मुंह ताकने लगे। उन्होंने मन-ही-मन 
* श्रक्रूर के षड्यन्त्र पर कोप किया । दोड़कर श्रीकृष्ण के चरणों में जा पड़े 
शर बोले : “हे श्याम ! तुम ब्रज चलो । यहाँ के सब काम पूरे हो गए । कंस 
का वध हुआ । देवता प्रसन्न हुए । वसुदेव-देवकी की भी मनोकामना पूर्ण हुईं । 
श्रब तुम हमारे साथ चलो ।” है 
पर श्रीकृष्ण क्‍यों सुनने लगे। उन्होंने कहा : “पिताजी, श्राप घर जाइए `. 


दार्शनिक पीठिका १०७ 


विछुड़न श्रौर मिलन तो विधि ने इसी प्रकार रचा है; यह संकोच दूर कीजिए । 
माता यशोदा से कहिए कि वे मेरे लिए रोवें नहीं । अपना पुत्र समभकर ही 
हमारी सेवा उन्होंने की और प्रतिपालन भी किया । श्राप अपने मन में समझें, 
हममें-प्रापमें कोई ग्रन्तर नहीं है । मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हृदय से 
मेरी प्रीति न छोडिएगा ।” 

_ “हममें-मप्रापमें कोई अन्तर नहों है । मेरी यही प्रार्थना है कि हृदय से मेरी 
प्रीति न छोडिएगा ।” इन पंक्तियों में वेदान्त और भगवद्धर्म का उच्चतम तत्त्व 
निहित है । श्रोर ये इतने ममंद्रावक स्थल पर ग्राई हैं कि हृदय में घर किये 
बिना नहीं रहतीं । इतने पर भो नन्द ने घर फिरना स्वीकार न किया । 
उन्होंने कहा : 

मेरे मोहन तुमहि विना नहि जहों । 
महरि दौरि आगे जब ऐहै, ताहि कहा मे कहों,॥ 
माखन मथि राख्यो ह्व है तुम हेतु, चलौ मेरे वारे । 
निठुर भए मधुपुरी आइक, काहे श्रसुरनि मारे॥ 
यह कहकर वे क्षण-भर चुप रहे । उनका हृदय विदीणं हो रहा था । तब 
श्रीकृष्ण ने माया की जड़ता उत्पन्न की । नन्द को इसी जडता से श्राबद्ध करके 
ब्रज भेजा । 
ब्रज जाकर उनकी क्या दशा हुई, यशोदा ने उन्हें किस प्रकार धिक्कारा, 
गोपी-गोप-समाज ने उन्हें कंसे तिरस्कृत किया श्रौर जडता से श्रभिभूत होने 
के कारणा उन्होंने यह सारा श्राक्रोश किस प्रकार श्रांख मू दकर सहन किया, 
यह तो दूसरी कथा है; यहाँ केवल नन्द की उक्त 'जड़ता' के सम्बन्ध में ही 
पाठकों का ध्यान श्राकषित करना चाहता हूँ । कहना इतना ही है कि भगवान्‌ 
की दी हुई जड़ता भी मुक्ति ही है । नन्द की यह स्थिति ब्राह्मी स्थिति से कुछ 
भी नीची है, यह सिद्ध करना भ्रत्यन्त कठिन प्रतीत होता है । साधारणतः, 
वेदान्त की मुक्तावस्था का चित्र श्रानन्दमय ही अ्रद्धित करने की पद्धति पाई 
जाती है, पर यह 'जड़मुक्तिः भगवद्धेतुक होने के कारण किसी श्रन्य कोटि में 
नहीं जा सकती । ु 
जिस 'सागर' में श्रीकृष्ण के प्रेम का रस ही चतुदिक्‌ भरा हुआ है, उसमें 
कौन सा उदाहरण दिया जाय श्रौर कौन सा न दिया जाय । ऊपर कुछ उद्धरणों 
को ही चुन लिया गया है जो वेदान्त के श्राशयों के भ्रनुरूप है । दूसरी स्थितियाँ, 
जैसे श्रीकृष्ण के रूप-सादृश्य से उद्धव के प्रति गोपियों का स्नेह-प्रवाह उमड़ना, 
इयामल बादलों में इयाम रूप देखना, श्राँखों का कुष्ण के पास उड़कर मिलने 


१०८ महाकवि सूरदास 


को उत्कण्ठित होना तथा ऐसी अ्रगणित उक्तियाँ कट्टर वेदान्तियों कौ नीचे के 
स्तर की प्रतीत हो सकती हैं । सूफियों की भाँति श्रीकृष्ण की छवि में संसार 
को रंगा हुआ हो नहीं, उत्कृष्ट वेदान्तियों की भाँति कृष्ण (आ्रात्मा) की सत्ता 
में संसार की स्थिति की स्मृति ही न रखने वाली श्रवस्थाश्रों का ही उल्लेख 
किया गया है और जब इस श्रात्मा या कृष्ण तत्त्व में भी अधिक सघनता आने 
लगती है, जब भक्तों को श्रलोकिक भावना घनीभूत होकर श्रत्यन्त रहस्यात्मक 
रीति से उक्त तत्त्व में स्थित रहना हो पर्याप्त नहीं मानती, बरन्‌ वह उसे 
देखना चाहती है, उसके कार्यो का श्रनुभव करना चाहती है, तब उस स्थिति में 
भगवान्‌ को प्रत्यक्ष दशन देने ही पड़ते हैं ऐसे भी दो-एक दृश्य मेंने ऊपर दिखाए 
हैं। यों तो गोपियाँ श्रीकृष्ण की जन्म-जन्म की संगिनी हैं; श्री राधा भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम को श्रंतरंगा, अभिन्ना, स्वरूपा शक्ति ही हैं । तथापि ब्रज में ग्रवतार 
लेकर श्रीकृष्ण तथा इन ब्रजवासियों ने जेसी-जंसी क्रोड़ाएँ कीं, उनसे भगवत्‌- 
साधना के इच्छुक जनों, काव्य-प्रेमियों श्रौर साधारणा जनता के लिए भी भ्रमित 
ग्रानन्द श्रौर शिक्षा की सामग्री मिल जाती है । उस उच्चातिउच्च रहस्य को 
समकने के लिए सुरसागर के रचयिता सुरदास जी की कृति कितनी मूल्यवान 
है, यह निरूपित करने के लिए किसी तर्क को श्रावइयकता नहीं । जहाँ भकत 
ग्रौर भगवान्‌ में ऐसी श्रनन्यता हो जेसी नीचे के दोनों उद्धरणों में व्यक्त हुई 
है, उस प्रेम-सिन्धु में श्रवगाहन करना ही बहुत बड़ा लाभ है, उसकी बूं प्राप्त 
कर लेना ही जीवन की श्रत्युच्च साधना है । उसका यथार्थ स्वरूप समझने का 

दावा करना व्यथं हे । 

गोपियों की उक्ति 

नाहिन रह्यो हित मॅह ठौर। 

नन्द-नन्दत अछत कँसे झानिए उर और ॥ 

चलत चितवत, दिवस जागत, सूपन सोवत राति। 

हृदय तैं वह स्याम मूरति छिन न इत-उत जाति ॥ 

कहत कथा श्रनेक ऊधौ, लोक लाज दिखाइ। 

कहा करों, मन प्रेम पूरन, घट न सिन्धु समाइ ॥ 

स्याम गात, सरोज-ग्रानन, ललित गति, मुदु हास । 

“सूर ऐसे खूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 

श्रीकृष्ण की उक्ति 
ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाहीं। 
वृन्दावन गोकुल तन श्रावत सघन तूनन की छाहीं ॥ 


दार्शनिक पीठिका १०६ 


प्रात समय माता जसुमति श्रर नन्द देखि सुख पावत | 

माखन रोटी दध्यो सजायो अतिहित साथ खवावत ॥ 

गोपी ग्वाल-वाल सँग खेलत, सब दिन हसत मिटात । 

'सुरदास' धनि-धनि व्रजवासी, जिनसों हँसत ब्रजनाथ ॥ 

प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवान्‌ की यह भ्रनन्यता श्रत्यन्त दुलंभ विरल 
श्रोर एकान्त काम्य है । 
ऊपर भागवती भक्ति के उन श्रधिकारियों की ग्रोर से विचार किया गया 

है जो ज्ञान-प्रधान दृष्टि रखते हैं । उन्हें कट्टर वेदान्ती की संज्ञा इसलिए दी 
गई है कि वे 'मनोनाश' श्रादि की वैराग्य-प्रधान प्रक्रियाश्रों को ही मान्यता देते 
हैं और इसी रूप में भगवान्‌ की मीमांसा (जो बात भागवत के विषय में कही 
गई, वही सुरसागर के विषय में भी समझनी चाहिए) करते हैं। निदृत्ति-पथ के 
पथिक होने के कारणा वे संसार के अन्दर मिथ्या-तत्त्व को ही देखते श्रोर 
संसार के बाहर ही ब्रह्म के प्रकाश का दर्शन करते हैं । प्रकृति की द्विधा सत्ता 
का सामञ्जस्य उनके मत में किसी प्रकार हो ही नहीं सकता । ऐसे समीक्षकों 
के लिए भो सुरसागर में वेदान्त के प्रकरण हैं, यही ऊपर प्रदर्शित करने की 
चेष्टा की गई है । किन्तु 'सुरतागर' की प्रेम-भक्ति कुछ भ्रपर लक्ष्य भी रखती 
है। क्षर वस्तु का श्रक्षर में पर्यवसान दिखाना ही सुरदासजी का श्रभीष्ट नहीं, 
वेतो क्षर को श्रक्षर स्वरूप में ही ग्रंकित करना चाहते हैं । वे श्री राधा का 
कृष्ण में भ्रनन्यत्व दिखाकर ही सन्तोष नहीं करते, सारे ब्रज-मण्डल की गोपियों a 
को भो राधा की ही प्रतिमूर्ति बना देते हैं । जो सुख राधा ने कृष्ण के साथ 
एकाकार होकर प्राप्त किया उसे गोपियों ने श्रपना ही सुख मान लिया । मान 
ही नहीं लिया, बना भी लिया । इस प्रसद्ध का चित्रण सुरसागर में श्रधिक 
विस्तार के साथ किया गया है । भागवत में यह इस रूप में नहीं है । श्रीकृष्ण 
सुरसागर में 'बहुनायक' कहे गए हैं । वे प्रत्येक गोपी के साथ प्रेम करते हैं। 
किसी को छलते, किसी के साथ विहार करते ग्रौर किसी के घर प्रातःकाल 
दर्शन देते हैं । इस प्रकार बारी-बारी से सबको प्रसन्न करते हैं । यहाँ कृष्ण 
व्यापक-प्रकृति में प्रसार करते हैं; माता को पुत्र रूप से, मित्रों को सखा रूप 
से, प्रेमिकाग्रों को प्रियतम रूप से भ्राह्वादित करते हैं । यह भ्रत्यन्त मनोरम 
किन्तु रहस्यपुर्ण कथा सुरसागर की निजी विशेषता है ॥ सारा ब्रज-मण्डल 
श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से सुखी होता, उनके वियोग से दुःख में डूबता श्रोर प्रत्येक 
प्रकार से उनका ही ग्रनुवर्तो बनता है । यही नहीं, यह विकास समस्त प्रकृति 
को श्राच्छादित कर लेता है श्रौर कंस, केशी प्रादि शत्रु भी श्रीकृष्ण के संसगं 


ह 


११० महाकवि सूरदास 


से सुक्ति के श्रधिकारी होते हैं । 

इस व्यापक स्वरूप के दहन के पश्चात्‌ भागवती भक्ति श्रपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँचती है । प्रकृति में व्याप्त श्रीकृष्ण या श्रात्मा स्वभावतः प्रकृति की छाया 
से समन्वित है । किन्तु भागवती भक्ति इस छाया को छोड़कर पुर्ण प्रकाश में 
भी पहुंचती है । यहाँ पहुंचकर श्री राधा कृष्ण से श्रभिन्न, उनकी भ्रन्तरंगा, 
स्वरूपा शक्ति, गोपियाँ श्री राधा से श्रभिन्न उनकी श्रन्तरंगिनी स्फूर्तियाँ, वृन्दा- 
वन श्री कृष्ण का हृदय श्रौर समस्त लीलाएं नित्य लीला हो जाती हैं । कोई 
ऐसा स्थान नहीं, कोई प्रसंग नहीं, कोई पद नहीं, कोई शब्द नहीं जो श्रीकृष्णा 
की महिमा में प्रन्तर्लोन न न हो सब ग्रोर से सर्वस्व-समर्पण हो जाने के पञ्चात्‌ 
श्रीकृष्ण की ग्रखण्ड सत्ता ही दृष्टिगत होती है । रास-लीला इसका सांकेतिक 
निदर्शन है । यहाँ आकर सुरसागर का श्राध्यात्मिक लक्ष्य पूणां होता हे । यही 
भक्त कवियों का ग्रभीष्ट है । 


ष्‌ 
& 2 TaN 
सांस्कृतिक और नेतिक पक्ष . 

हमारा देश सदा से श्रपने श्राध्यात्मिक क्रिया-कलाप के लिए प्रसिद्ध रहा है । 
यद्यपि इस श्राध्यात्मिक शब्द को इन दिनों बड़ी दुर्दशा है, रौर इस पर सकड़ों 
श्राक्षेप हुआ करते हैं परन्तु भारत की प्रकृति का परिचय देने के लिए हमें पुनः 
पुनः इसका प्रयोग करना पड़ता है। इस शब्द का वास्तविक ग्रथ ऊँची-से-ऊँची 
श्रौर सुक्ष्म. मानवीय श्रनुभूतियों को जीवन का श्रभिन्त श्रंग बना लेना ही 
सानना होगा । इसी श्रथं में यह श्रपना देश सर्वोच्च समका गया है श्रौर यदि 
न समझा गया हो, तो भी समझे जाने के योग्य है। इसी को अ्रभिव्यक्ति हमारे 
काव्य, दर्शेन श्रौर कलाश्रों में हुई है, इसी को वेदों, पुराणों श्रादि में घामिक 
रूप दिया गया है, और इसी कौ. लक हमारे राष्ट्रीय जीवन में चिरकाल तक 
दिखाई दो हे । श्रनेक कारणों से यह ज्योति वर्तमान समय में मंद पड़ रही है, 
परन्तु जनता के हृदय-मन्दिर में श्राज भी वही जगतो है । विदेशी सम्यता और 
रीति-नीति के संघर्ष से श्रपन वेश की वह भ्रजत्र श्रालोक-घारां तिमिरावृत हो 
गई है, परन्तु हमारे राष्ट्र को चिर दिन को साधना का वह स्रोत सुखा 
नहीं, श्रोर न सूख हो सकता है । यदि हम श्रपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की 
सत्ता को ही खो दें श्रौर श्रपने श्रशष उद्योगों की श्रोर से बिलकुल श्राँखें फेर 
लें, तभी वह स्रोत सुख सकता हे । परन्तु उसके सूखने का श्रथ राष्ट्रों के बीच 
श्रपने भ्रस्तित्व को लुप्त कर देने श्रौर भ्रधंसम्य देशों की भाँति भ्रनुकरण का 
भ्राश्चय लेने के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ न होगा । इसका मनोवेज्ञानिक प्रभाव 
जनता में ग्रात्म-विशवास का प्रभाव कर देगा, श्रौर हम श्रपनी दृष्टि में श्राप 
ही गिर जायेंगे । इस समय, जब कि देश में प्रात्म-विश्वास की श्रत्यन्त झल्प 


११२ महाकवि सूरदास 


मात्रा शेष रह गई है श्रौर चेतना के प्रायः सभी द्वार बन्द हैं, उक्त स्थिति 
और भी भयानक होगी । सम्पुर्ण राष्ट्र को मूच्छित और स्रियमाण कर देने 
में भो वह समर्थ हो सकती है। जो लोग पश्चिम की नवीन जागृति से चकित 
होकर भारत को उसका अनुयायी बनाना चाहते हैं, वे न तो अ्रपनी राष्ट्रीय 
सत्ता का मस समझते हैं और न राष्ट्र की वर्तमान नाड़ी-गति का ज्ञान रखते 
हैं । उनकी राष्ट्रीय भावना श्रविकसित और दृष्टि बहुत ही निर्जीव प्रतीत 
होती है । 

ऊपर मैंने जिस प्रश्‍न को राष्ट्रीय रूप दिया है, वह पुरांतः एक व्यावहारिक 
गौर सार्वभौम प्रश्‍न भी है । मनुष्यों के एक विशिष्ठ श्रौर विराट्‌ वर्ग ने एक 
लम्बे समय तक एक साथ निवास करके एक दृढ़ और विशाल तंत्र की स्थापना 
, की है, जिसकी सहस्नों शाखाएँ देश-भर में फेली हुई हैं। इसकी मौलिक एकता 
को देखकर हमें महान्‌ श्राइचयय, किन्तु परम सन्तोष प्राप्त होता है । इसमें कुछ . 
भी सन्देह नहीं कि इसकी जड़ पाताल तक पहुंच गई है श्रौर इसकी सत्ता 
सदेव श्रजर-ग्रमर रहेगी । इसकी प्रमुख शाखाएँ धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, 
विज्ञान ग्रादि के रूप में हरी-भरी लहरा रही हैं । चिरकाल से इसकी शोभा 
पर मनुष्यों का मन मुग्ध है । वे इसकी मूलभूत एकता और इसके विशाल 
संघटन को देखकर कोटि-कोटि मुखों से इसकी प्रशंसा करते हैं । यह बड़े 
विस्मय की बात है, कि किसी भो प्रकार नृशंस नियन्त्रण के श्रभाव में यह 
बिराट्‌ तंत्र विश्यु खल नहीं हो पाया । इसका कारण इसकी आश्चर्यजनक 
व्यावहारिकता तथा भ्रत्यन्त उच्च उदारता ही कही जायगी । यदि यह हिन्दू 
तंत्र व्यावहारिक नहीं है, तो श्र कुछ नहीं । यह व्यापक रूप से राष्ट्र के 
सम्पुर्ण उद्योगों का एक श्रेयस्करी भावना के सूत्र में पिरोया हुआ है, जिसे 
हम हिन्दू-घर्म कहते हैं । मनुष्यता के सर्वतोमुखी विकास का एक परिष्कृत भाव- 
चित्र हो हिन्दू-धर्म के मुखपृष्ठ पर ग्रंकित है । हिन्दू-धमं श्रपने आलिगन में 
सम्पुर्ण सृष्टि को श्रथवा सम्पुर्ण सृष्टि के श्रालिगन में श्रपने-ञ्रापको एक कर 
देता है। वाम तथा दक्षिण इसके दो बाहुपाश हैं, जिनके ग्रन्तर्गत समस्त प्रकृति 
समा जाती हे । ग्रपनी इस भ्रनन्य विशालता में हिन्दू-धमं देश और काल को 
सीमाश्रों को पार कर जाता हे । वह सार्वभोम श्रौर नित्य नवीन रहकर प्रकृति 
की पूर्णता को ग्रभिव्यक्त करता है । निगुण और सगुण मत इस रथ के दो 
पहिये हैं । ज्ञान, भक्ति श्रादि इसके भिन्न-भिन्त उपकरणा हैं । 

वेदों में इस विशाल चक्र के संचालन-सम्बन्धी प्रथम सूत्र प्राप्त होते हैं । 
एक प्रकार से वे अपने में पूर्ण कहे जा सकते हैं । सर्वतोमुखी मनुष्य जीवन 


सांस्कृतिक और नेतिक पक्ष ११३ 


की व्याख्या उनमें दिव्य दृष्टि से को गई हे । परन्तु प्रगतिशील हिन्वू-घ्म वेदों 
का ही एक-मात्र आ्राश्चित नहीं रहा । श्रुति-प्रतिपादित तत्त्वों को भ्रपनी श्रात्मा 
में सन्निहित करके यहाँ के ऋषि-मुनि काल-क्रम से भ्रन्य शास्त्रों की रचना में 
भी प्रवृत्त हुए। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदान्त रखा गया । उनमें वेदों के 
तत्त्व की सुक्ष्म मीमांसा मिलती है । धमं की श्रात्मा इन उपनिषदों में पाई 
जाती है। उपनिषदों के उपरान्त वेदव्यास के विशाल पोराणिक साहित्य का 
समारम्भ हुआ । भारतीय धारणा के श्रनुसार वे सब व्यास को ही रचनाएँ 
हैं। निश्‍चय ही वे वेदव्यास के रचित ग्रन्थ हैं श्रोर उनमें व्यास-रूप से वेदों 
वी व्याख्या को गई हे। लोगों को इस वेद-ब्याख्या की पुनरावृत्तियों से 
घबराना नहीं चाहिए श्रोर न यही समझना चाहिए कि एक ही बात श्रनेक बार 
कही गई है। .वेदों में सहस्रो वर्षों के मनुष्य-जीवन की नेसगिक . प्रनुभूतियां 
तथा उन भ्रनुभूतियों का एक निष्कर्ष, जिसे श्रब हिन्दू-निष्कषं या मत कहते हैं, 
अंकित हैं । पुराणों में उस मत को रक्षा करते हुए उन ग्रनुभूतियों का ग्रौर 
भी विस्तार किया गया है । किसी पुराणा में किसी एक प्रकार की श्रनुभूतियों 
का विस्तार है, किसी भ्रन्य पुराण में किसी ग्न्य प्रकार की । वे सब मनृष्य- 
जीवन के भिम्न-भिन्न श्रंगों पर प्रकाश डालती हैं । गीता में युद्ध का समारोह 
है । उसमें वीरोत्साह्‌ के भाव श्रोत-प्रोत मिलते हें । भागवत में श्रौर विशेषतः 
उसके दशम स्कन्ध में, गृह-सुषसा का चित्र है। ये दोनों ही मानव-प्रकृति के 
ग्रभिन्न अंग हैं। सत्य की तुला पर ये दोनों समान तुलते है । महत्त्व श्रोर 
विस्तार की दृष्टि से कुछ लोग एक तथा कुछ दूसरे की श्रोर झुकते हैं, यह 
बात बिलकुल ही दूसरी है। प्रकृति की फ्रोटि में दोनों समान हैं ओर भगवान्‌ 
कृष्ण का रूप भी दोनों में एक-सा है । दोनों में वह निस्संग ग्रोर निर्लेप है । 
संघर्ष के घनघोर घटाटोप में वह शस्त्र तक नहीं धारण करते । तो भी युद्ध के 
संचालक एक-मात्र वही हैं। यही रूप उनका भागवत में भी है। ब्रज की 
सम्पूर्ण लीलाश्रो के वही केन्द्र-बिन्ढु हैं, किन्तु मथुरा जाकर वह उनसे एकदम 
तटस्थ और बे-लाग हो गए हैं। लीलाग्नों के बीच-बीच में भी भागवतकार 
कृष्ण-सम्बन्धी श्रपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हैं। उस मन्तव्य का सार यही है 
कि कृष्ण वास्तव में लीला कर रहे हैं। 

यहाँ यह प्रश्‍न श्रवशय उठता है कि वेदव्यास के इस मन्तव्य का प्रयोजन 
क्या है ? वह ऐसा क्यों कहते हैं कि कृष्ण लीला कर रहे हैं, जबकि कृष्ण 
उनमें पूर्ण रीति से भाग लेते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि यही प्रश्‍न गीता 
के विषय में भी उठता है, जिसके रचयिता भी व्यास ही है । गोता में कृष्ण 


१-४ 


११४ महाकवि सूरदास 


श्रजु न को युद्ध में पुर्णतः प्रवृत्त करते हैं, किन्तु स्वयं शस्त्र धारण नहीं. करते । 
ऐसा वह क्‍यों करते हैं ? भ्रजुच॒को युद्ध का उपदेश देने का महत्त्व क्या है, 
जब कि कृष्ण उसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते । क्या यह वेदव्यास 
की मानसिक दुर्बलता है कि वह कृष्ण को गोपियों के साथ श्शुङ्गार-लीलाश्रों 
में सम्मिलित कराकर पीछे से उन्हें उनसे श्रलग सिद्ध करना चाहते हैं ? क्या 
उनमें इतना साहस नहीं कि वह भगवान्‌ कृष्ण को उन क्रीड़ाश्रों सें प्रकट रूप 
से भाग लेने दे, जिनमें वह लीला-रूप से भाग लेते हैं ? किन्तु यदि यह बात 
होती, तो महाभारत के कृष्ण को व्यास ने युद्ध में शस्त्र ग्रहण करने से क्यों 
रोका ? वहाँ उन्हें कौन सा संकोच था ? तो क्या यह समभा जाय कि व्यास 
जी को झपने विविध ग्रन्थों में कृष्ण-चरित्र के भिन्न-भिन्न पाइवों को उपस्थित 
करना था, इसलिए उन्होंने कृष्ण के कार्यों को कोई निशचयात्मकता नहीं दी, 
ताकि लोग उन भिन्नताश्ों के कारण कृष्ण की सत्ता पर ही भ्रविशवास न करने 
लगें ? परन्तु निशचयात्मकता न होने से लीला-ही-लीला . में कृष्ण की सत्ता 
श्रोर भी श्रविशवसनीय या रहस्यमयो हो जायगी, क्या व्यास की बुद्धि यहाँ तक 
नहीं पहुँची ? श्रथवा क्या रहस्यमय कृष्ण की श्रवतारणा करना ही व्यास का 
लक्ष्य था ? 
ये सब ऐसे प्रश्‍न हैं, जिनका सम्यक्‌ ग्रौर प्रामाणिक उत्तर प्राप्त करने के 
5. लिए श्रत्यन्त तत्पर बुद्धि से भारतीय शास्त्रों में गति करनी चाहिए ( यदि सब 
नहीं तो प्रमुख-प्रमुख साहित्यिक, दार्शनिक तथा घार्भिक ग्रन्थों का यथातथ्य 
श्रनुशीलन करना चाहिए ग्रौर झेली-सम्बन्धी भेद को दूर करके उनमें शरम्तनिहित 
एकता के सूत्र को पकड़ना चाहिए । यद्यपि निविकल्प भाव से कोई किसी का 
समाधान नहीं कर सकता, तो भी 'गुहा में निहित घर्म के तत्त्व” को प्रकाश में 
लाने की सतत चेष्टा करनी चाहिए। सहत्नों वर्ष पूर्व के उन ग्रन्थों के 
रचयिताश्रों की प्रकृति क्या थी, श्रौर श्राज के उनके श्रन्वेषण की प्रकृति उनमें 
मिलकर एक हो गई या नहीं, यह निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता । 
तो भी उन पूर्वजों की परम्परा से रक्ततः सम्बन्धित होने के कारण हमसे उस 
` सत्य को प्राप्त करने की श्रधिक सम्भावना की जा सकती है। हम सभी एक 
ही संस्कृति के उत्तराधिकारी, प्रायः एक ही वातावरण में उत्पन्न हुए हैं । हम 
लोगों के गृहों में पूर्वजों के स्मृति-चिन्ह झाज भी उपस्थित हैं। यद्यपि स्थिति 
समय के साथ बहुत-कुछ बदल गई हे, परन्तु देश तो हमारा वही है--धर्म तो 
हमारा वही है। भ्रौर भगवान्‌ की दी बुद्धि भी हमारे पास किसी से कम नहीं। 
तो क्या श्रावश्यकता है कि हम श्रपनी श्राँखों में विदेशी ऐनक लगाकर रौर 


सांस्कृतिक और नेतिक पत्त ११५ 


एक श्रनोखी नवीनता का विज्ञापन लेकर राघारानी 'स्वकीया' थीं या 'परकोया? 
या ईश्वर की छौछालेदर'-जेसे प्रसंगो में फंस जायें, जैसा कि श्री वेकटेश- 
नारायण तिवारी श्रपने पिछले कुछ लेखों में फंस गए हैं। जो भ्रपना ही मर्म 
नहीं समझ सकते, वे दूसरों का ममं कहाँ तक समझ सकते हैं, और समभकर 
लाभ भी क्या उठा सकते हैं ? 

तिवारी जी ने जब लिखा कि वह ग्राचायं रामानुज को किसी झिष्य- 
परम्परा से सम्बन्ध रखते हैं ग्रौर उन पर बड़ी श्रद्धा करते हैं, तब मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ । सबसे बड़े श्रचम्भे की बात यह हुई कि तिवारी जी इसके पहले 
ही लिख चुके थे कि श्रीमःद्लागवत को कथा उन्होंने पंडितों को कहते सुना है 
ग्रौर कुल-कामितियों पर उसका लज्जाजनक प्रभाव पड़ते देखा है। पता नहीं, 
श्रीयुत तिवारी तथा श्रीमद्भागवत एक साथ ही किस पंडित के पाले पड़ गए, 
न यही जाना जा सकता है कि भागवत सुनते हुए स्त्रियों की लज्जाजनक स्थिति 
का परिचय श्रापने केसे प्राप्त किया, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि तिवारी जी 
भागवत के उत्कृष्ट भाष्यकार महात्मा रामानुज से बहुत दूर हे । उन्हें यह 
सालूस नहीं कि रामानुज की भागवत पर कितनी श्रद्धा थी श्रौर उसके 
सर्म को उन्होंने कितने स्पष्ट रूप से समझा था । भागवत की कथा नगर-नगर 
ग्रास-ग्राम प्रचलित है । बाल्यावस्था से न मालूम कितनी बार हुम लोगों ने 
उसे सुना होगा। हमारी माताएं, बहनें, स्त्रियाँ सब सुनती हैं, परन्तु ग्रापत्ति या 
लज्जा कभी उत्पन्न होते नहीं देखी । यदि वसी बात होती तो इस ग्रन्थ का 
इतना प्रचार ही क्यों होता ? इसका उत्तर तिवारी जी यदि यह कहकर देना 
चाहें कि हम सब ग्रशिक्षित ग्रौर श्रसभ्य हैं तथा हमारी स्त्रियाँ लज्जाहीन ग्रौर 
सुरुिरहित हैं तो यह ऐसा श्राक्षेप होगा कि जिसके लिए तिवारी जी को 
प्रसिद्ध महिला मिस मेयो का श्राश्रित होना पड़ेगा । 

मुके रामानुजाचार्य श्रौर मिस मेयो के बीच भटकने को कोई श्रावशयकता 
न थो, यदि तिवारी जी दो शब्दों में यह लिख देते कि पुराणों श्रौर भागवत 
प्रादि के सम्बन्ध सें उनका सत उनकी निजी कल्पना का परिणाम है। 
श्रौर रामानुज का नाम उन्होंने -व्यर्थं ही लिया। स्वामी दयानन्द 
पुराणों को वेद-विरुद्ध ग्रौर बुढ़िया-पुराए श्रादि को संज्ञा दिया करते थे । 
गरा्थ-समाज के हजारों भ्रनुयायौ श्राज भी उनके शब्दों को ढुहराया करते हूँ। 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रीयुत वेंकटेशनारायण तिवारी भी उसी बात को दुहाते 
हैं। परन्तु उनमें स्वामी जी की-सी सदाशयता नहीं है । स्वामी दयानन्द कोई 
ऐसे व्यक्ति न थे, जिनका नाम लेने में किसी को संकोच हो । वह एक विद्वान्‌ 


११६ सदाकवि सूरदास 


पुरुष थे । वे भारतीय संस्कृति श्रौर वेदों के महान्‌ प्रशंसक श्रौर उपदेष्टा थे । 
वेदिक संस्कृति का प्रचार उनके जीवन का एक विशेष लक्ष्य था, जिसे उन्होंने 
यथाशक्ति पुरा किया । उनमें संघटन की इतनी शक्ति थी कि उन्होंने श्रायं 
समाज की स्थापना की, जो श्राज भी एक जीती-जागती संस्था हे । ईसाई ग्रोर 
इस्लाम मत के प्रचारकों के विरुद्ध स्वामी जी ने हिन्दुओं की श्रोर से लोहा 
लिया श्रौर उन्हीं के मंदान में उन्हीं के श्रस्त्रों से सफलतापूर्वक सामना किया । 
स्वामी जी एक युद्धप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने एक विशेष श्रवसर पर श्रपने 
बुद्धिवादी विचारों को भारतीय जनता के समक्ष रखा, ग्रोर उससे एक विशेष 
प्रयोजन की सिद्धि की । वे भारतीय धर्म की रहस्यवादी परम्परा को श्रपने 
उद्देश्य के श्रतुकूल नहीं पाते थे। परन्तु तिवारी जी के सम्मुख कोन सी 
समस्या थी ? 
तिवारी जी के इन लेखों में स्वामी दयानन्द के विचारों की छाया पुरे 
श्राद्यन्त दीख पड़ती हे । परन्तु पाठकों के सम्मुख यह बात स्पष्ट कर देने 
से एक बड़ा लाभ श्रोर हुआ । बात यह है कि तिवारी जी की विलक्षण शैली 
में कही गई बातों को समझ सकने को सामर्थ्यं सबमें नहीं । स्वामी दयानन्द 
की शेली उनकी श्रपेक्षा श्रधिक स्पष्ट श्रौर विचार श्रधिक संयत हैं । उनके 
रचित ग्रन्थों श्रौर विशेषतः सत्यार्थ प्रकाश! में उनका एक दार्शनिक कोटि-क्रम 
भी पाया जाता है, जिसे ग्राघार मानकर हम श्रपनी बात श्रधिक दृढ़ श्रौर 
नियमित रीति से कह सकते हैं। श्रतः नीचे की पंक्तियों में सें स्वामी जी के 
विचारों की श्रालोचना करूंगा । मैने समझ लिया कि इसी प्रकार तिवारी जी 
के लेखों का भी मेरे उत्तर में समाहार हो जायगा। यों तिवारी जी के लेखों 
में एक बात यहां है, एक वहां कम-से-कम पुराणों आर ईश्वर की छीछालेदर 
वाले तिवारी जी के निबन्ध बहुत श्रधिक श्रव्यवस्थित हैं । उनमें से मतलब की 
बात निकालकर रखने से वही ठहरेगी, जो स्वामी दयानन्द कह चुके हैं । यहां 
मेरे लिए यह श्रावश्यक है कि में स्वामी दयानन्द जी के उन भ्रारोपों का उत्तर 
देने कौ चेष्टा करू, जो उन्होंने पुराणों भ्रादि के सम्बन्ध में लगाए हैं। परन्तु 
उससे भी भ्रधिक प्रावश्यक यह है कि में स्वामी जी के सम्पूर्ण दृष्टिकोण श्रोर 
मत पर श्रपने विनीत विचार पाठकों के निकट प्रकट करू, क्योंकि बिना उसके 
मूल समस्या समझ में नहीं भ्रा सकेगी। 'ईशवर की छोछालेदर' का लेख 
४८८: वाले, तिवारी जो ईइवर के उसी स्वरूप को ग्रहणा करते हैं, जो स्वामां 
दयानन्द द्वारा निदिष्ट किया गया है। यदि इसके लिए प्रमाण की श्राव- 
«पकता हो, तो स्वयं तिवारी जी के वाकय प्रमाणा होंगे । उनमें स्वामी दयातन्द 


सांस्कृतिक और नेतिक पक्ष i 


के मत की ध्वनि पद-पद पर प्राप्त होती है । किन्तु यदि इन प्रमारों से. काम 
न चले, तो मेरी नीचे की विवेचना उस सम्बन्ध में सन्देह न रहने देगी । 
तिवारी जी के ईश्वर-विषयक मत का निष्कर्ष यही है कि ईश्‍वर एक श्रलौकिक 
सत्ता होने के कारण साहित्य और कला श्रादि के चित्रण की सामग्री नहीं बन 
सकता, वह केवल चिन्तन श्रौर प्राणायाम का विषय है । मूल में यह 
प्रतिज्ञा स्वामी दयानन्द की ही है । यदि इस विषय में स्वामी दयानन्द 
श्रौर श्रीयुत तिवारी में कुछ भ्रन्तर है तो इतना ही कि स्वामी जी एक दाशे- 
निक की भाँति श्रपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं श्रोर श्रीयुत तिवारी श्रखबारी 
चमत्कार के फेर में पड़कर इधर-से-उधर भटकते रहते हें । वह इस बात का 
विचार नहीं करते कि यदि हमने ग्रारम्भ में ईश्‍वर को प्राणायाम या बुद्धि के 
व्यायाम का विषय बनाया है, तो ग्रादि से भ्रन्त तक हमें श्रपनो बात पर दृढ़ 
रहना चाहिए । पर तिवारी जी के लिए यह कार्य भ्रसाध्य हो गया है और 
बह दूसरे धरातल पर उतरकर गीता के ईश्वर (कृष्ण) तथा भागवत के 
ईइवर (कृष्ण) में अपनी रुचि को परीक्षा करने लगे हैं । मेरी दृष्टि में ऐसे 
श्रनेक चटोरे व्यक्ति आ चुके हैं, जो पुनः पुनः प्रतिज्ञा करके भी जीभ की वृत्ति 
को दबा नहीं सकते । पर में कहता हूँ कि तिवारी जी साहित्यिक क्षेत्र में 
वेसी प्रकृति वाले व्यक्तियों में श्रग्रगण्य हैं स्वामी दयानन्द ने ईश्वर को सृष्टि 
से पृथक्‌ कर दिया, वह दार्शनिक दृष्टि से विवेचनीय विषय श्रवश्य . है, परन्तु 
इससे उनका एक मत तो स्थिर होता हे । इस मत को स्थिर करते हुए स्वामी 
जी ने बड़ी-बड़ी युक्तियों से काम लिया है श्रौर बड़े-बड़े बन्धान बांधे हैं । 
उन्होंने वेदों में ग्राये श्रनेकानेक देवताश्रों को (जो वास्तव में प्रकृति के भिन्न- 
भिन्न प्रतिनिधि हैं) समेटकर ईइवर के निराकारत्व में भ्रन्तहित कर दिया भर 
ऐसा करते हुए शब्दों की श्रभूतपूवं व्युत्पत्ति बताई है । उन्होंने जादू का-सा 
एक करिश्मा दिखाया है, जिसके द्वारा श्रांखों के श्रागे की वस्तुएँ उड़ाकर लुप्त 
कर दी जाया करती हैं । स्वामी जी की यह जादूगरी देवताश्रों के सम्बन्ध में 
तो र्यात्कचित्‌ सफल हुई, . परन्तु राम श्रोर कृष्ण श्रादि का प्रसंग ग्रान पर 
कला काम न दे सकी । तब उन्होंने दूसरी .पद्धति को श्रपताया । उन्होंने श्रव- 
तारवाद का श्रामूल खण्डन भ्रारम्भ किया । इसी कारण स्वामी जी को पुराणों 
तथा सुर-तुलसी ग्रादि पोराशिक कवियों को श्रवमानना करनी पड़ी, क्योंकि 
वे-राम-कृष्ण का गुण-गान करते थे ॥ परन्तु श्रपने इस विलक्षण व्यापार के 
द्वारा स्वामी जी ने मनुष्य की विकासशील ग्रनेकानेक भावनाश्रो को, जो राम 
प्रोर कृष्ण श्रादि के संसर्ग से उत्पन्न होती हैं, कुण्ठित कर दिया, भ्रोर उनके 


१९८ भहाकवि सूरदास 


बदले. में जिस ईइवर की सिद्ध की, वह केवल निराकार और निगु ण ही बना 
रहा। 

परन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या हिन्दुओं का वास्तविक ईश्वर यही है, जिसे 
सानव जीवन से एकदम बेलाग सिद्ध करने को चेष्टा की गई है ? क्या संसार 
की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता की गोद में क्रीड़ा करने वाली यह दीर्घजीवी जाति ईश्वर 
की ऐसी दुर्बल कल्पना करने का ही श्रेय प्राप्त कर सको ? कया उसे सृष्टि के 
उषःकाल में यही क्षीणतम श्राभा प्राप्त हुई थी, जिसे उसने भ्रपने ईश्‍वर को 
सौंप दिया ? क्या उसकी सर्वोत्तम ग्रनुभूतियों का संग्रह यही ईश्वर है, जो केवल 
सृष्टि का पिता कहा सकताशहै ? जिस जाति में श्रात्मविशवास की सात्रा इतनी 
मंद पड़ गई हो कि वह भ्रपनी एक भी वृत्ति भ्रपने ईश्वर के साथ संयुक्त करने 
में भ्रागा-पीछा करे, न वह जाति, न वह ईश्वर स्पृहायोग्य हो सकता हे । किन्तु 
क्या हिन्दू जाति ग्रौर उसके ईश्वर वास्तव में वेसे ही हैं ? सत्य इस बात का 
साक्षी नहीं है । इतिहास में इसका प्रमाण नहीं । हमारे दर्शन में जिस ईश्वर 
को सिद्धि की गई है, हमारे वेदों और पुराणों में जिसकी महिमा गाई गई 
है, हमारे सम्पूर्ण साहित्य में जिसकी पद-पद पर झलक भरी है- जिसके लिए 
हम विदेशियों में बदनाम तक हैं--वह ईश्वर केवल सृष्टि से तटस्थ ग्रौर 
उदासीन नहीं हो सकता । हमारा एक श्रेष्ठ दार्शनिक शंकराचार्य सिद्ध करता 
है कि वेदों में ईश्वर के भ्रतिरिक्‍त दूसरी सत्ता ही स्वीकृत नहीं । इसका ग्रथ 
यही है कि सृष्टि के भ्रणु-श्रणु में, प्रकृति के प्रत्येक परमाणु में ईझ्वर-ही-ईहवर 
हैं । भानव-विज्ञान के ज्ञाता इसका यही श्राय समभेंगे कि मनुष्य के सम्पुर्ण 
उद्योगों--विशेषतः श्रां जाति के दीर्घकालीन जीवन का सार जो कुछ उसका 
सवंश्रेस्ठ एश्वर्य हो सकता है, वही ईश्वर है । मनुष्यों के भारतीय ग्रार्य वर्ग 
ने सहस्रों वर्षों के श्रविरत उद्योग से प्रकृति के जिन रहस्यों का पता लगाया-- 
जो कुछ श्रेयस्कर कार्य उन्होंने इस देश की विविध विद्याग्रों की वृद्धि के रूप में 
किया--वे सब ईश्वर को विजयिनी पताकाए हैं, जो भारत के श्राकाश में चिर- 
दिन से फहरा रही हैं श्रौर काल के द्वारा कभी मलिन नहीं की जा सकतीं । उन्हीं 
सब विद्याओं का एक बृहत्‌ संग्रह या समष्टि हमारे वेद हे, जिनका व्युत्पत्यर्थ 
ज्ञान के श्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं । भारतीय ज्ञान का यह अमित ग्रालोक 
अपनी प्रभा सहस्रो किरणों से-सहस्त-रदिम भगवान्‌ सूर्य की ही भांति 
दसों दिशाश्रों में फेला रहा है । सूर्य-पिड की ही भाँति हमारा वेद-पिड किसी 
्रप्रतिम चेतन्य की प्रेरणा से एकत्र या केन्द्रीकृत हो गया है । यह केन्द्रीकरण 
गायं जाति से श्रात्मगोरव का एक ऊर्जस्वी घोष है--यह उसके युग-युगान्तर 


सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष ११६ 


के क्रिया-कलाप की प्रथम विज्ञप्ति है । जहाँ एक श्रोर इसके द्वारा भारतीय 
श्रायाँ ने श्रपनी बिखरी हुई सम्पत्ति को समेटने श्रौर श्रपनी निजता को 
व्यक्त करने का उद्योग किया, वहीं यह श्रार्यों की सर्वप्रथम धामिक योजना या 
धर्मं-समन्वय की सफल चेष्टा भी सिद्ध हुश्रा । यद्यपि ज्ञान की धारा ग्रजस्न, 
मिति-रहित और अखंड कही गई है, परन्तु वेदों में उसे एक मर्यादा देने का 
प्रयास किया गया हे । इस प्रयास में श्रार्यों का भ्रभूतपूर्व कोशल परिलक्षित 
होता है--यहीं उनके दर्शनों ने उन्हें सबसे महत्त्वपुर्ण सहायता दी है । जिस 
चालुयं रौर नेपुण्य के साथ हमारे उन विचक्षण पूर्वजों ने अपनी सम्पुणं विद्याशरों 
को ईश्वर के एक श्रशेष ज्ञानमय सूत्र में पिरो दिया है--पुष्प भी ज्ञान के, सूत्र 
भी ज्ञान का--वह भारतीय शिल्प की पुष्प-माला, वेद, श्रायों की रनिद्य 
सुन्दर कृति क्यों न कही जाय ! 
वेदों का ईश्वर एक ठोस सत्ता है, जिसके श्रन्तर्गत, ऐतिहासिक दृष्टि से. 

आये पुरुष के वे सभी उद्योग सन्निहित हैं, जो उसने प्रकृति को श्रपने वश में 
करने--विविध विद्याश्रों के द्वारा उसका मर्भ समभने--उसे श्रपनी बना लेने 
के लिए उस समय तक किये थे । परन्तु यह ऐतिहासिक दृष्टि ही ईशवर-विषयक 
धामिक या दार्शनिक दृष्टि नहीं । वे श्रौर श्रधिक व्यापक तथा गहन दृष्ट्या हैं । 
इतिहास का ममं लेकर, ग्रर्थात्‌ पुरुष में प्रकृति के पर्यवसान का श्रादर्श सम्मुख 
रखकर, थ्रार्यो ने निःशेष ज्ञानमय ईश्वर की सत्ता प्रवतित की, जिसमें पुरुष- 
प्रकृति का कोई भेद न रह गया । यही यहाँ की श्रविचल दार्शनिक दृष्टि हुई । 
इधर दशन में ईश्वर को यह सम्पूर्णता प्रदान करने के साथ ही उधर श्रायों ने 
यह घोषणा भो की कि वेद-रचना के पश्चात्‌ उनके कत्त॑व्य की इतिश्री नहीं 
हो गई, उन्हें निरन्तर वेद या ज्ञान की पुष्टि (उपब्‌ हण) के लिए प्रयत्नशील 
रहना चाहिए । वेदों की परम्परा में ही हमारे पुराण श्रोर वेदिक ईश्वर के ही 
अधिक स्पष्ट रूप हमारे राम-कृष्णा हैं । इन्हीं राम-कृष्ण के चरित्रों से हमारा 
साहित्य शोभाशाली श्रौर जीवन रसपुणे है । इन राम-कृष्ण के चरित्रो के द्वारा, 
ऐतिहासिक या व्यावहारिक दृष्टि से, हमारे राष्ट्रीय जीवन की सहस्रों समस्याग्रों 
पर पूर्ण प्रकाश . पड़ा श्रौर दार्शनिक दृष्टि से ये ही हमारे सम्पूर्ण पराक्रम, 
निःशेष श्राशा तथा एक-मात्र मति-गति हैं । नहीं, ये उनसे भो श्रनन्तगुण 
अधिक हैं श्रोर मनुष्य की वाणी उन्हें शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती । जब 


>“ 


वे हो एक-मात्र सत्ता है, तब तो हद हो ही गई ! इसी ऐकान्तिक भावना में 


मग्न होकर रचना करने के कारण व्यास श्रौर सूरदास तथा तुलसी भो कहीं 
कहीं निगूढ़ ग्रौर रहस्यमय हो गए हैं । और, इस ऐकान्तिक भावना के प्रसाद- 


१२० महाकवि सूरदास 


री स्वरूप जो दृढ़ता इनकी प्रकृति में सन्निविष्ट हो गई थी, वह साहित्य के लिए 
प्रत्यन्त उपयोगिनी सिद्ध हुई है। समझ रखना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ कवियों 
की दृढ़ता, हल्की ग्रादश-प्रवणाता ग्रौर भावुकता से वस्तु भिन्न बहुत है-- 
जिस प्रकृति के वश में श्रीपुत वेंकटेशनारायण जी तिवारी हैं। भागवत की 
कृष्ण-गोपी-जीला में प्रेम की एकोन्मुखता, शालीनता, श्रनेक संस्कृत चेष्टाएं-- 
जो मनुष्य को पशु से भ्रलग करती हैं--तथा वियोग-दशा कौ सहनशीलता, 
श्रटल ब्रत ग्रादि उदात्त मानव-भाव, जिनके आधार से सूष्टि विकसित होती है, 
समाहित हैं । एक सच्चे कवि की भाँति सूर मानव-जीवन से अत्यन्त स्वाभाविक 
रूप-चित्रों और भाव-चित्रों को अंकित करते हैं । प्रकृति स्वयं उनकी लेखनी 
अपने हाथों में ले लेती है । उनमें उपदेशात्मकता या कृत्रिमता का घाम नहीं । 
ग्रौर फिर भी वे प्रकृत गीत कृष्ण की 'भ्रलौकिक' लीला के उपादान बन 
गए हैं । यह चमत्कार सूर का ही है । उन्होंने श्रन्ध श्रौर पाशव-वासना को 
कितना संस्कृत रूप दिया है । उसे मनुष्योपयोगी ग्रौर समाजोपयोगी बनाने 
की कितनी प्रगाढ़ चेष्टा को है । संगीत और नृत्यादि कलाग्रों का उन्मेष, 
जो मनुष्यों की सभ्यता की निशानी है, उसी से कराकर व्यास ने साक्षी- 
स्वरूप कृष्ण के हाथ में वंशी दी है । 'चीर-हरण' का दृश्य देखकर तिवारी 
जो को बड़ा उद्देग हुआ । उन्होंने इस प्रसंग के दो-एक पद ग्रइलील कहकर 
य सूरसागर से उद्धृत किये हे । में श्रीयुत तिवारी से प्रार्थना करता हूँ कि वह 
सूरदास के साथ न्याय करने के लिए श्रपनी उतावली को कम करें । पहले 
सत्य की कसोटी पर कसकर देखने से विदित होगा कि यह चीर-हरण कोई 
श्रसम्भव या श्रसत्य कृत्य नहीं । फिर सामाजिकता या कमं की तुला पर 
तोलकर देखिए, जो गोप-कुमारियाँ श्रनन्य भाव .से कृष्णा को पति खूप में 
प्राप्त करना चाहतो हैं, क्या वे कृष्ण से किसी बात का दुराव कर सकती हैं? 
उन्हें सच्चे श्रथं में श्ररु्धती होना चाहिए-यह धर्म की व्यवस्था है । एतदर्थ 
यह चीर-हरण की योजना उनके सच्चे प्रेम की भ्रन्यतम परीक्षा के रूप में है । 
यह गृहिणी-पद का एक श्रादर्श है--अश्लील किस दृष्टि से है ? यदि कृष्ण 
ने श्रन्य पुरुषों के समक्ष गोपियों को नग्न वेश में देखने की इच्छा प्रकट को 
होती, तो उसमें श्रइलीलता का ग्रारोप किया जा सकता था । धामिक दृष्टि 
, से देखिए तो यह मायापति कृष्ण की एक श्रलोकिक लीला है, जो हमारे नुः 
करणा को वस्तु न है, न हो सकती है। श्रब साहित्यिक विचार कीजिए । 'सूर- 
सागर” दशम स्कन्ध प्रधानतः गोपी-कृष्ण की प्रेम-कथा है । हिन्दी के विद्वानों 
में यह किवदन्ती फेली हुई है कि भारतीय साहित्य में दुःखान्त रचनाएं हैं ही 


सांस्कृतिक और नेतिक पक्ष . १२१ 


\ 


नहीँ । परन्तु यह कृष्ण-चरित या गोपि-चरित स्पष्टतः दुःखान्त है । सूरदास 
की कवित्व-प्रतिभा की एक श्रेष्ठ सूचना यहीं मिल जाती है कि उन्होंने पुणे 
मनस्विता के साथ वियोगान्त काव्य रचने का , साहस किया--जिसकी यहाँ 
विशेष परिपाटी न थी । ग्रंग्रेजी के साहित्य-शास्त्रियो ने दुःखान्त-रचनागओं को, 
प्रबल मानसिक उद्देलन उत्पन्न करने के कारण, सुखान्त रचनाग्रों की श्रपेक्षा 
श्रधिक महत्त्व दिया है। यह हो या न हो, परन्तु 'सुरसागर' की वियोग-सृष्टि 
के महत्त्वपूर्ण होने में सन्देह नहों । मालूम होता है, सफलता की कुंजी सूरदास 
ने श्रपने हाथ में ले ली थी । गोपियों की श्रश्रु-धारा से श्रपना सागर भरने के 
पुवे इस सहाकवि ने अनुराग के विशद ग्राकर्षण का श्रालोक प्राकाश रूप में 
ऊपर फैला दिया । इसी से 'सुरसागर” शुभ्राकाश-वेष्टित रत्नाकर की भांति 
एक उज्ज्वल नैसागक दृश्य प्रतीत होता हे । वह कोई छिछली झील या तालाब 
नहीं जान पड़ता । साहित्य और कला के पारखी इस विशद नंसगिकता का 
मूल्य और महत्त्व समझ सकते हैं । श्रब प्रश्‍न यह है कि उक्त भ्रनुराग का 
श्राकर्षणपूर्ण श्रालोक, ग्राकाश की भाँति श्रबाघ रूप में कसे उपस्थित किया जा 
सकता--यदि चीर-हरणा जेसी लीलाश्रों की योजना न की जाती ? यहीं उनकी 
श्रनिवार्यंता प्रकट होती हे । काव्य में इस प्रकार के वर्णन ग्राकाश को ही 
भाँति निरावूत कहे जा सकते हें--श्राकाश के ही प्रति-रूपक होते हें । कविवर 
रवीन्द्रनाथ की 'उबंशी', जो साहित्य की एक श्रेष्ठ काव्यकृति स्वीकार की 
जाती है, इसी श्रेणी की रचना है । वहाँ भी श्रप्सरा के श्रनावृत नारी रूप 
का, बड़ी भव्यता के साथ चित्रण किया गया है । यहाँ केवल इतना ही 
कहना है कि विशुद्ध काव्य की दृष्टि से महाकवि सुर का यह गोपी-चीर-हरण- 
वर्णन रवीन्द्रनाथ की उक्त 'उर्वशी' से सहज की समता कर सकता है । दोनों 
एक ही श्रेणी की--्रर्थात्‌ श्रेष्ठ श्रेणी की रचनाएं हैं । परन्तु यह हिन्दी 
के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में उत्पन्न होने वाले महाकवि रवीन्द्र- 
नाथ, जो कुछ ही वर्षों में संसार-व्यापी ख्याति प्राप्त करने में समर्थ हुए, ग्राज 
'विशव-कवि’ कहला रहे हैं, ग्रौर हमारे सूरदास, जो कम-से-कम तीन सो 
वर्षों से हिन्दी-भाषी जनता के समक्ष हैं, ग्रभी श्रश्‍लीलता के विषय बने 
हुए हें ! यह साहित्य-सम्बन्धी हमारी मूर्च्छा का सबसे बड़ा प्रमाण है । श्रोर, 
हमें इस झवस्था में वंद्य मिल गए हैं तिवारी जी-जेसे समीक्षक । सभी 
बातें बन गई हैं । 

एक ही समस्या, जो इस विषय की शेष रहती है, सोलह सहस्र गोप- 
कुसारियों का एक कृष्ण में ्रनुरक्त होने ग्रौर कृष्ण के हारा एक साथ हो उन 


१२२ महाकवि सूरदास 


सबका चीरहरण करने की समस्या है । साहित्यिक दृष्टि से यह कोई समस्या 
नहीं, केवल कला की एक योजना है। कवि का श्राशय किसी विशेष गोपी का 
किसी विशेष पुरुष के द्वारा चीर-हरण कराकर उसे लज्जित करने का नहीं है । 
वह एक सामूहिक भाव या तथ्य को--प्रकृति श्रौर पुरुष के श्रात्यन्तिक एकत्व 
को प्रकट करना चाहता हे । इसलिए उसने समूह का प्रतिरूपक सोलह सहस्र 
की संख्या रखी । यह कवि की व्यक्तिगत पवित्र भावना का एक मनोवेज्ञानिक 
प्रमाण है । उन सहस्रो गोपियों का एक साथ चीरापहरण भी कला की एक 
उत्तम सु हे । इससे वस्त्र-हरण की नग्नता की श्रोर से दृष्टि हट जाती 
है--चित्र की रेखाएं हल्की हो जाती हें-श्रोर हमारा ध्यान कवि के वास्त- 
विक श्राशय की ग्रोर ग्रासानी से खिच जाता है । वह वास्तविक भ्राशय 
पति-पत्नि (श्रथवा ईश्वर श्रोर जीव) के सत्य सम्मिलन के ग्रतिरिकत श्रौर 
कुछ नहीं । 

इस प्रकार के सॅकड़ों रत्न, जो सत्य, धमं, कला और साहित्य से सम्मत . 
हैं, 'सुरसागर' में पाये जाते हैं । पुराणों में भी ये निधियां सिलती हैं, किन्तु 
इसरे रूप में । वहाँ घ॒र्म-पक्ष प्रधान हैं, 'सूरसागर' में साहित्य-पक्ष प्रमुख है। 
एक साहित्यिक की दृष्टि से में कह सकता हूँ : 

“मनि-मानक-मुक्ता-छवि जेसी । भ्रहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी । 
नृप-किरीट तरुनी-तन पाई । लहइ सकल सोभा श्रधिकाई ॥” _ 
यहाँ पुराणों को भ्रहि, गिरि, गज कहकर महाकवि सुर की कृतियों की 

22 प-किरीट, तरुनी-तन सिद्ध करने में केवल मेरा हिन्दी-प्रेम ही नहीं लक्षित 
होता, साहित्य की विशेषता भी प्रकट होती है। परन्तु इसका यह श्रथ नहीं 
कि में पुराणों के महत्त्व को कम करना . चाहता हैं, क्योंकि सरि, माणिक, 
मुक्ता भ्रादि के मुल-स्थान तो वे ही हैं । मैने केवल दोनों के प॒थक व्यक्तित्व 
का निर्देश कर दिया है । १ 


७ 


अतीक योजना 


कुछ दार्शनिक पण्डित श्रौर श्रालोचक सुर तथा श्रन्य भक्‍त_कवियो के 
प्रत्येक वर्णन का लाक्षणिक श्रथ मानते हैं श्रौर तदनुकूल उसका रस भो लेते 
* हैं। कृष्ण की बाल-लीला के पदों में भी संकेत द्वारा दूसरे श्र्थ लग सकते हैं या 
` नहीं, यदि लग सकते हैं तो काव्य-समीक्षा में उन पदों का रूप प्रतिष्ठित 
होता हे--ये सब प्रश्‍न विद्वानों के सम्मुख ग्राते हैं; पर सबसे प्रथम प्रश्‍न तो 
यह भ्राता है कि सुर का श्राशय उन पदों में लाक्षणिक रहा है या वह लाक्षणिक 
नहीं रहा--हस ही उसमें लाक्षणिकता का श्रारोप करते हैं ! 
| “जब मोहन कर गही मथानी” श्रादि पदों से श्राभासित होता है कि सुर 
का भ्राशय दूसरे श्रथों में भी लग सकता हे । यों तो बाल-लीला के भ्रनेक पदों 
में कवि श्रलौकिकता का संकेत करके यह भ्राभास देता है कि वह कृष्ण के 
अवतार-स्वरूप का विस्मरण नहीं करता, न हमें कराना चाहता हे । परन्तु 
| उन पदों में मुख्य वर्णन बालक कृष्ण का है, केवल पदों की श्रन्तिम पंक्तियों 
| में सुर ने 'प्रभु', 'स्वासी' भ्रादि भ्रद्धासुचक विशेषरों का प्रयोग किया है, जिन्हें 
छोड़ देने से भी काव्य का रूप विकृत नहीं होता । पर इस पद पर पहुंचकर यह | 
बात बदल जाती है । जब कृष्ण श्रपने हाथ में मथानी लेते हैं तब नेती ग्रोर ~ 
दधि-पात्र का स्पर्श होते ही नागराज भो भयभीत हो उठते हैं। कया इसे कोई 
बाल-लीला कह सकता है? यह कृष्ण को बाल-लोला तो समुद्र-मंथन तथा 
कल्पांत के प्रलय कः-सा दृश्य दिखा रही है। तो क्या यह वही श्राशय नहीं 
रखती ? ऐसे ही एक श्रन्य श्रवसर पर सूरदास बाल-कृष्ण को मुंह में ग्रंगूठा 


0 । ° महाकवि सूरदास 


डालते चित्रित कर साथ-ही-साथ सारी सृष्टि को प्रकम्पित कर देते हें । ऐसे 
वर्णनों में बाल-लीला की कलक तो कम, दूसरे ही अलौकिक श्राशय का आभास 
ग्रधिक मिलता है। इस प्रकार के ग्रलोकिक श्राशयों के श्राधार पर उक्त 
विद्वान्‌ आलोचक सभी प्रसंगों का लक्षणा द्वारा दूसरा श्र्थ लगाते हैं श्रौर काव्य 
के भीतर ईश्वर, जीव श्रौर जगत्‌ के दार्शनिक रूप को प्रत्यक्ष करते हैं । जो 
पंडित ऐसा करना चाहें उन्हें कोई निषेध नहीं कर सकता । सुर के काव्य में 
भी इस बात के प्रमाणा हें कि वे कवि तो थे ही, भागवत धमं के सर्सज्ञ भी 
थे । उसका बुद्धि-वेभव इतना बढ़ा-चढ़ा श्रवत्य था कि चे कृष्ण-चरित्र के 
भीतर व्यापक ब्रह्म का निर्देश भी कर सF़ते थे । भक्तजन तथा दार्शनिक 
दोनों को एसे निर्वचन रमणीय लगते हैं । फिर यदि उस निर्वचन को काव्य के 
ग्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगर्धि ही है। देखना यह है कि 
काव्य के श्रावरणा में एसे संक्ेत-ग्रथं किस हलो से लाए जा सकते हें ! 

श्राचाये पं० ग्रानन्दश्ंकर ध्रव ने श्रीकृष्ण के होली खेलने के सम्बन्ध का 

एक पद किसी सम्त से लेकर उद्धृत किया है : 
“एक समय श्रीकृष्णदेव के होरी. खेलन मन भाई 
कृष्ण ने केसी होरी मचाई ग्रचरज लखियो न जाई 
ग्रसत सत कर दिखलाई कृष्ण ने कैसी होरी मचाई ।” 

वे इस पद पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि 'हमें तो जगत्‌ में सर्वज्ञ 
परमात्मा की ही होली मची हुई मालूम पड़ती है। वह इस होली में स्वयं 
पूर्ण रस से रमण करता है श्रौर जीवों को रमणा कराता है, इस होली की 
भ्रद्भुतता का वर्णन नहीं किया जा सकता । विज्ञान का प्रत्येक प्रयत्न भगवान्‌ 
की लीला के ग्राइचर्यं को प्रधिकाधिक गम्भीर श्रौर उद्दीप्त कर रहा है। कवि 
ने यथाथ लिखा है : “श्रचरज लखियो न जाई ।” 

परन्तु जिस कवि का यह पद है वह काव्य-भूमि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में 
चला गया है। “प्रचरज लखियो न जाई” तक तो सुन्दर काब्य है पर इसके 
श्रागे 'सत्‌ भ्रसत्‌ कर दिखलाई' श्रौर 'पंचभूत की धातु मिलाकर ग्रेंड पिचकारी 
` बनाई श्रादि साम्प्रदायिक उपमा्रों में 'फंसकर उसने काव्यत्व का तिरस्कार 
कर दिया है । कवि सुरदास ऐसा नहीं करते। वे कविता के रहस्य को समझते 
थे। उनके पद फाव्य-गुरा-पुर्ण हैं। बाल-लीला का दर्शन करते हुए सुरे ने 
स्थान-स्थान पर प्रेम-विह्वल होकर कृष्ण के लिए “सुर के प्रभु, 'स्वामी की 
लीला” श्रादि जो प्रयोग किये हैं, उनसे तो भगवान्‌ के प्रति उनकी श्रपरिचित 
प्रीति की ही व्यंजना होती है । 


NN 


प्रतीक-योजना १२४ 


सुर ने कृष्ण के होली खेलने, वंशी बजाने, रास रचने ्रादि का ललित 
वर्णान किया है, जिसमें विद्वानों को लाक्षणिक श्रर्थ की कलक भी मिलती है, 
पर सुर ने उस लक्ष्य को स्थूल नाम देकर अ्रपना काव्य-चमत्कार नष्ट नहीं 
किया हे । उनकी रचना-चातुरी ऐसी है कि काव्य-रसिक श्रपना कविता-रस 
लेते हैं श्रौर विद्ठज्जन कविता के श्रन्तर्पट में रुचिर' दार्शनिक तथ्यों का 
साक्षात्कार भी करते हैं। वर्णन के प्रवाह में सूर ने बड़े ही मनोवेज्ञानिक 
चमत्कार का परिचय देने वाले पद रख दिए हैं, जिनसे काव्य-धारा 
का मज्जन-सुख ही नहीं, दर्शन-सुख भी प्राप्त कर सकें । सूर की यह लाक्षणिक 
शेली ऐसी उच्च कोटि की है कि कविना श्रौर दर्शन की घाराएं सुरसागर में 
समानान्तर होकर बहतो हैं, कोई विक्षेप नहीं पड़ता । जसे प्रंतःसलिला सरस्वती 
गंगा और यमुना के बीच हों, ऐसा ही सूर की कविता-सरिता के उभय उप- 
कूलों के बीच उनका लाक्षणिक ग्रथ हे । 

कविवर जायसी का 'पद्मावत' काव्य भी लाक्षणिक श्राय रखता है, जिसे 
पद्मावत के समीक्षक श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल लाक्षणिक न कहकर 'प्रप्रस्तुत' 
कहते हैं । परन्तु शुक्ल जी ने उस श्रप्रस्तुत श्रर्थ को उचित महत्त्व नहीं दिया। 
कथानक-काव्य होने के कारण शुक्ल जी को उसका श्रप्रस्तुत श्रथ प्रक्षिप्त-सा 
मानना पड़ा है, परन्तु सूर को कविता में उस तरह की कोई कठिनाई नहीं 
श्राती । कथानक-काव्य भी पुरे-के-पूरे प्रतीकात्मक होते हैं--श्रन्योक्ति कहला 
सकते हैं--जेसे श्रंग्रेजी की प्रसिद्ध हास्यःपुस्तक 'गलीवसं ट्रेवल्स' हास्य रस 
की प्रायः सभी रचनाएँ--जिनमें लम्बे-लम्बे कथानकों वाली भी श्रनेक हैं-- 
लाक्षणिक श्रथं खुलने पर ही भ्रधिक श्रानन्द देती हैं। बंगाली हास्य- 
लेखक परशुराम की श्रनेक कहानियां पुरी प्रतीकात्मक हं। शुक्ल जी 


'को पष्मावत के 'अप्रस्तुतः श्रथ॑ को एकदम 'समास' कर देने कौ 


श्रावव्यकता क्यों पड़ी, यह हम नहीं कह सकते, पर हम सूरसागर के लिए कह्‌ 
सकते हैं कि यहाँ वैसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है; जिसे जो लक्ष्यां मिलेगा 
पंडितों को बहुत-से मिलेंगे--वे स्वच्छन्द रूप से उसका उपयोग करेगे । 
“सूर सग्रण पद गावै'” की श्रारम्भिक प्रतिज्ञा से यह स्पष्ट है श्रौर भ्रन्य पदों 
को देखकर यह निइचय हो जाता है कि कृष्ण की सभी लौलाश्रों में रूप को 
ही रूप तथा निराकार, निविषय, निरामय ब्रह्म को ही भिन्न-भिन्न श्राधार- 
ग्य प्राप्त हुए हैं । निश्चयपूर्वक यह कोई नहीं कह सकता कि इसका यही 
विशेष प्राशय है । “हरि भ्रनन्त, हरि कथा अनन्ता” की उक्ति सत्य ही है। 
साम्प्रदाग्रिक मतवाद से भ्रलग रहते हुए भी विज्ञजन भ्रपता-भ्रपना लक्ष्याथ इन 


१२६ महाकवि सूरदास 


पदों में प्राप्त कर सकते हैं । 

चोली-बंद तोड़ना--“भाजि गयो मेरे भाजन फोरि” आदि पदों पर 
विचार करते हुए कई प्रकार के प्रश्‍न उठते हैं। क्या कृष्ण का चोली-बन्द 
तोड़ना उचित है ? इस चोली-बन्द तोड़ने में उसका कौन-सा भाव लक्षित होता 
है । इसको “जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌” के श्रनुसार कृष्ण का अलोकिक कृत्य 
सानने में कया श्राक्षेप हे ? कृष्ण को श्रादर्श मानकर उनका श्रनुकरण करने 
वालों के लिए उनका यह कायं कया श्रर्थ रखता है ? श्रथवा यहाँ कृष्ण के 
चोली-बन्द तोड़ने का कुछ श्रौर ही श्रर्थ माना जाय ? 

इन प्रश्‍नों को लेकर काफी समय से विवाद हो रहे हैं । जहाँ तक कविता 
का सम्बन्ध है, यह चोलो-बन्द तोड़ने का प्रसंग प्रकृत भावात्मक हे । कवि सूर 
की यह प्रतिपत्ति प्रशंसनीय है कि उन्होंने श्रपने वर्ण्यं विषय के लिए 
काव्य की परिधि का उल्लंघन नहीं किया, प्रत्युत उस परिधि का विस्तार 
ही किया है । बहुत से पहुंचे हुए सन्तों की शुष्क वाणी से सूर को यह सरस 
धारा कितनी कमनीय है, यह साहित्य के विद्यार्थी समझ सकते हैं। सारी 
. विषय-वासना को भस्मान्त करने के बाद कवि ने चोलो-बन्द तोड़ने के इस 
प्रसंग में क्या रस पाया, यह सहृदयों के भ्रनुभान करने की वस्तु है । 

नेतिकता श्रौर ग्राद्श-सम्बन्धी विचार के लिए भी यहाँ श्रवकाद है। 
सगुणा ब्रह्म के चरित्र का श्रनुकरण नहीं किया जा सकता । सूर ने यह प्रतिज्ञा 
नहीं को कि वह कृष्ण-चरित्र का गान इसलिए कर रहे हैं कि लोग उनका श्रनु- 
करण करे । उनकी प्रतिज्ञा तो केवल यह है कि निगुण ब्रह्म के पीछे निर- 
बलम्ब न दोड़कर वे सगुण पद-गान कर रहे हैं। 

जो लोग सूर के कृष्ण का श्रनुकरण करना चाहें वे पहले उसके स्वरूप 
को समक लें । स्वयं परब्रह्म ने यह परमानन्द-स्वरूप धारणा किया है । लौकिक 
ग्राचरणा का श्रादशे यह नहीं है, क्योंकि कृष्ण के जन्म-कमं दिव्य हैं, उनका 
्राचरणा श्रलौकिक है। जीव के रूप भ्रवतरित होकर परमात्मा माया के 
बन्धन में पडते. हैं, पर कृष्ण के रूप में भ्रवतरित होकर वे मायापति हैं श्रौर 
भक्त-जनों को माया से मुक्त करते हैं। हम यदि कृष्ण पर किन्हीं कर्मों का 
श्रारोप करके फिर उनके ग्रनुकररा का ्रनुष्ठान करते हैं, तो हम एक पर्दे पर 
दूसरा पर्दा डालकर वास्तविक दृश्य को देखने का-सा प्रयास करते हैं। 

सांख्य में इस पद के बदले एक श्राइने का रूपक है, जिस पर पड़कर पुष्प 
का ग्रक्स बदल जाता है। पुरुष तो बही है, पर श्राइने से उसका रंग दूसरा हो 
गया । सोचने की बात है, एक ग्राइने के बदले यदि दो-दो भ्राइने रख दिए 


प्रतीक-योजना १२७ 


जायें, तो कया इससे स्वच्छ पुरुष की वास्तविक कान्ति प्रकट होगी ? फिर हम 
भगवान्‌ के रूप को श्रपनी बुद्धि, श्रादर्श, श्राचरण श्रादि के श्राइनों से देखना 
चाहते हैं, तो क्‍यों न श्रौर भी विकृत रूप हमें देख पड़े ! 

एक प्रश्‍न, जो श्रब भी शोष रह जाता है, यह है कि भगवान्‌ के जन्म 
कर्म तो दिव्य थे, किन्तु सुर को इसको क्‍या श्रावश्यकता थी कि वे यह चोली- 
बन्द तोड़ने की ही कथा, लेकर उस दिव्य जन्म-कमं को दिखाते ? इसका एक 
उत्तर तो यही है कि सूर श्रेष्ठ कवि थे श्रौर श्रपनी काव्य-सामग्री के उपयुक्त 
उन्हें यह दृश्य दिखाना श्रभीष्ट था । दूसरी बात यह है कि जिस स्तर से सूर 
का काव्य-स्राव हुआ है उस पर पहुंचकर देखने से इसमें श्रनोचित्य की कल्पना 
नहीं को जा सकेगी । फिर कृष्ण की इस लोक-लीला का सांगोपांग वर्णन-- 
जो काव्य की प्रकृत भूमिका के लिए श्रावश्यक है--कंसे होता यदि माखन- 
चोरी के उपरान्त गोपिका-समाज की ललित लीलाएँ न दिखाई जातीं। 

इतने पर भी यदि कुछ लोग ऐसे हों जो श्रपनी हृष्टि को ही सूर की 
हृष्टि बना लें और चोली-बन्द तोड़ने की क्रिया में दोष देखने लगें तो भी प्रश्‍न 
हे कि सूर के कृष्ण यदि ऐसा करते हैं तो गोपिकाएँ उसका विरोध क्यों नहीं 
करतीं ? एक-दो नहीं, सारे प्रदेश की सारी गोपियाँ क्या इतनी श्राचार-आष्ट 
हो गई थीं कि सब-की-सब कृष्ण के इस कृत्य को सहर्ष स्वीकार कर लेतीं ? 
सूर ने तो इस सासूहिक पतन का कोई परिचय नहों कराया, तो फिर इसका 
कया कुछ रहस्य नहीं ? 

जो कृष्ण एक दिन चोली-बन्द तोडते हैं, वे ही दूसरे दिन कंस का वध 
भी करते हैं । श्रपने समय के सबसे बड़े पराक्रमी और नृशंस नुपति का नाश 
क्‍या साधारण काम था ? यही नहीं, जो कृष्ण श्राज गोपियों के साथ विनोदः, 
पूर्ण क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, वे ही कल वहाँ चले जाएँगे, जहाँ से निकट होते 
हुए भी, वे उनके पास कभी नहीं भ्रायंगे । मथुरा से ब्रज दूर नहीं है, यह तो 
श्रौर भी बड़ा प्रलोभन था कि कृष्ण बीच-बीच में ब्रज को सेर करने श्राते, 
पर वे कहाँ श्राए ? कृष्ण का यह व्रत कितना कठोर था कि वे समीप रहते 
हुए भी अपनी प्रेम-पात्र गोपियों से एक जन्म को विदा हो गए। कभी दुसरी 
बार न मिले । इससे कृष्ण के निर्लिप्त रूप की ही कलक मिलती है. । 

बहुत-से सज्जन ऐसे हें जो लाक्षणिक श्रर्थ को ही प्रमुख मानते हें । जसे 
चोली-बन्द तोड़ने का ग्रर्थ--चोला, बन्धन या शरीर-बन्धन तोड़ना सहज ही 
बना लेते हैं जिससे ग्रथ की श्रनुरूपता भी श्रा जाती है । संस्कृत में तो एक- 
एक शाब्द के श्रनेक-प्रनेक श्र किये जाते हे । धातुश्रों का इतना लचीला 


.- 


१२८ महाकवि सूरदास 


स्वरूप हे कि जिधर चाहें घुमा लें । लोगों को श्रपने-प्रपने ईप्सित श्रथ तक 
पहुँचने की बहुत-सी सुविधाएं हैं । 

लाक्षणिक श्रर्थ की चर्चा करते हुए हम कह चुके हैं कि कवि के द्वारा 
निर्दिष्ट न होने पर भी (काव्य-कला के विचार से कवि उसका श्रलग से निर्देश 
करना उचित नहीं समभेगा) विचक्षण श्रौर सुबुद्धि पाठक श्रपनी विद्या-बुद्धि 
के श्रनुसार दूसरे ग्रथं को ग्रहणा करते हैं, परन्तु इस विषय में हम यह भी कह 
चुके हैं कि कवि का आशय समभकर ही ऐसा करना चाहिए, उसके विरुद्ध 
नहीं । इसके श्रतिरिक्त यह प्रतिबन्ध भी मानना चाहिए, कि लक्ष्य श्रर्थ काव्य 
की स्वाभाविक सरसता का बाधक न हो, उसे द्विगुणित काम्य बना देता हो । 
संस्कृत के भ्रलंकार-शास्त्रियो के श्रनुसार लक्ष्य ग्रथे को कवि-प्रौढ़ोक्षित सिद्ध होना 
चाहिए पर यहाँ इसकी कोई विशेष ग्रावशयकता नहीं हे । बिलकुल नवीन संकेतों 
द्वारा भी लक्ष्य का निर्देश किया जा सकता है यदि उसमें उचित स्वाभाविकता 
श्रौर श्रर्थ-प्रवराता हो । एक-एक शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में खींच-तान 
करके जो ग्रर्थ गढ़े जाते हैं, वे श्र्थ की रमणीयता का श्रपहरण कर लेते हें । 
लक्ष्याथ तो वह श्रेष्ठ है जो काव्य से श्राप-हो-श्राप प्रकट होता जान पड़े । उदा- 
हरण के लिए कृष्ण के होली खेलने का यदि कुछ रूपकाथं लिया आय तो वह 
'होली' शब्द के भ्रथं में बेठने की बौद्धिक क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि होलो का जो 
एक चित्र भावना रूप से हमारे मन में बना हुआ है, उसी से वह लक्ष्य श्रर्थ 
उद्भूत हो जाय । इसी में काव्य की शोभा है श्रौर इसी से उसका द्विगुणित 
श्रानन्द प्राप्त हो सकता हे । 

हिन्दू बिचार-धारा की जो शास्त्रीय प्रणाली है उसके श्रनुसार कृष्ण का 
अवतार लाक्षणिक है, उसकी सब लीलाएँ लाक्षणिक हे-लीला का भ्रर्थ ही है 
लाक्षणिकता-्रौर उनके दिव्य जन्म-कर्म को हम श्रपनी लौकिक दृष्टि से 
देख ही नहीं सकते । ग्रतः इसको श्रावश्यकता नहीं कि काव्य की स्वा- 
भाविक गति में विक्षेप करने वाले किसी-न-किसी लाक्षणिक ग्रथ को ग्रहण 
हो करे । तथापि स्वतन्त्रता तो सब को है ही श्रोर दार्शनिकों की ऐसी रुचि 
भी होती हे । 

वेणु-गीत--सूर ने मुरली के सम्बन्ध में बहुसंख्यक पद कहे हें । सूर 
ही नहीं, भारत की श्रनेक भाषाश्रों के बहुत से भकत-कवियों ने कृष्ण की वंशी 
की मोहिनी शक्ति का गान किया है। मूल में यह प्रसंग श्रीमद्भागवत में 
श्राया है जहाँ उसे वेणु-गीत कहते हें । उत्तर भारत के प्रसिद्ध मतप्रवर्तक, सुर- 
दास के दीक्षागुरु श्रीमहल्लभाचार्य जी ने भागवत को झपनी सुबोधिनी नामक 


गे ® 

प्रतीक-योजना १२६ 
टीका में उक्त वेणु-गीत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वेणु-गीत से 
भगवान्‌ के नामात्मक श्रौर रूपात्मक स्वरूपों में से नामात्मक स्वरूप का बोध हट 
होता है । सच ही है क्योंकि वेणु तो स्वर वाली वंशी है जो मुखर होकर-- 
चित्रवत्‌ रूप दिखाकर नहीं--श्रपना प्रभावः उत्पन्न करती है । कृष्ण के द्वारा 
गीत होने के कारण यह वेणु-गीत चराचर को मोहने वाला श्रौर उन्हें एक 
भ्रेष में तन्मय करके शेष का मोह छुड़ा देने वाला सिद्ध हो जाता है । संगीत 
की प्रशंसा यूरोप के कला-ममंज्ञों ने भी कम नहीं की है। प्राचीन यूनान सें 
संगीत का रहस्य समझा गया था, यहीं से श्रन्य पश्चिमी देशों में भी उसका 
प्रसार हुआ था। प्रसिद्ध अंग्रेज निबन्ध-लेखक स्टिवेंसन ने संगीत देव (21) 
के वेणु (21706) का माहात्म्य कहते हुए लिखा है कि इससे तो हर्ष-शोर, 
भय-श्राह्वाद दोनों प्रकार की ध्वनियां निकलती हें । महात्मा वल्लभाचायं ने 
वेणु की व्युत्पत्ति बतलाते हुए 'व' से उस ब्रह्म-सुख को ग्रहण किया है जिसके 
सामने 'इ' संसार का सुख 'श्रणु' नगण्य बनकर लुप्त हो जाता है । इस प्रकार 
कृष्ण की वेणू, ब्रह्म-सुख में लीन करने का वह साधन है जो निस्साधन जीवों 
को भगवान्‌ का श्राक्षीर्वाद रूप प्राप्त होता है । | 

श्री वल्लभाचार्य ने वेणु-गीत को एक विस्तृत विवेचना भी को है, परन्तु 
उससे यहाँ प्रयोजन नहीं । महात्मा सूरदास स्वयं ही उन आचार्य के शिष्य थे 
ग्रतः यहः समक्ता श्रसंगत नहीं कि भागवत के वेणु-गीत को श्राचार्य-कृत 
व्याख्या उन्हें उपलब्ध हुई ग्रोरं उनके 'सुरसागर' के पदों में उसको छाप 
पड़ी है । 

जहाँ तक कविता का प्रयोजन है, कवि के य पद पुणं रूप से सरस हुए हैं, 7 
जिनसे वह व्यंजित है कि सुर स्वयं तो संगीतज्ञ थे ही, संगीत के रहस्य से भी 
ग्रवेगत थे । आचार्य वल्लभ के मुख्य गायक होने के कारण श्रौर स्वयं दृष्टि- 
शक्ति से रहित रहने के कारण सूर को गीत की ग्रनन्य माधुरी में मग्न होने के 
प्रवसर यों ही सुलभ थे, किन्तु वे तो उच्चकोटि के भकत ग्रौर कवि भी थ। 
जब बिहारी-जैसे केवल कला-ममंज्ञ के हृदय को “तन्त्री-नाद कवित्त-रस' का 
ग्रास्वाद मिल चुका था, तब सुर को वह कितना अधिक नहीं मिला होगा । 
कवि ने इस प्रसंग को लेकर इतनी श्रनेक-प्रनेक नवीन उद्भावनाएँ की हैं कि 
इस विषय में शंका नहीं होती कि वह संगीत के रस से सिक्त तो थे. ही, 
बंशी की उस ध्वनि से भी पूणं परिचित थे जो नाम-रूप से भगवान्‌ का 
झाख्यान करने में लगी हुई है । यहः बांस को बाँसुरी इतना महत्त्व अधिकृत कर 
ले कि स्वयं कृष्ण इसके वश में हो जायें, फिर यह जसे चाहे उन्हें नचाए, 


> 


१३० महाकवि सूरदास 


श्रपने सामने गोपिकाग्रों की भी, जो कृष्ण की प्राण थीं, श्रवहेलना कराए, वह॒ 
ग्रसाधारण बाँसुरी रही होगी। नाम की महिमा बहुतों ने कही है, स्वयं 
तुलसीदास ने उसके वर्णन में बड़ी तन्मयता का प्रदर्शन किया है, परन्तु सुर 
ने कृष्ण की वंशी को नाम का प्रतीक मानकर काव्य-जगत्‌ में एक दूसरे ही 
प्रकार की परम रमणीय सृष्टि की है। तुलसीदास ने तो राम के नाम को 
स्वयं राम से बढ़कर माना है, परन्तु उनके नाम-गुण-गान में केवल विश्वास 
करना पड़ता हे; स्वतः हम पर श्रधिकार करके वह श्रपना परिचय करा दे, 
एसी बात कम ही है । तुलसीदास को नाम-माहात्म्य कहने में उपदेशात्मक-शेली 
का प्रश्नय लेना पड़ा है । जसे : 

राम एक तापस-तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सिधारी ॥ 

रिषि हित राम सुकेतु-सुता की । सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी ॥ 

सहित दोष दुख दास दुरासा । दरइ नाम जिमि रवि निसि नासा ॥ 

भंजेउ राम श्राप भव चापु । भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू ॥ 

नाम-प्रसाद संभु श्रविनासी। साज भ्रमंगल मंगल रासी॥ 

परन्तु यह वर्णन काव्य-ृष्टि से विशेष मामिक नहीं है, क्योंकि नाम की 
जो-कुछ महिमा उक्त पदों में कही गई है उसे हम इतिवृत्त के रूप में ही ग्रहण 
करते हैं। नाम के प्रसाद से ही "कोटि खलों की कुमति सुधरी” है श्रोर 
“शिवाजी श्रमंगल साज धारणा कर भी मंगल-राशि” बने हुए हैं, इन तथ्यों 
पर हमारी बुद्धि ही पहुंच पाती है, हमारी भाव-सत्ता का इससे सीधा 
सम्बन्ध स्थापित नहीं होता परन्तु सुर के 'बंशी-प्रसंग' में पुं भावात्मकता 
का योग है। 

सूर की वंशी इस हष्टि से श्रधिक प्रभावशालिनी हुई है। एक तो वह 
संगीत की सृष्टि करती है जो स्वयं ही परम मोहक है। फिर कृष्णा श्रपने 
ग्रघरों पर धारण करके उसे जो सम्मान देते, उसके सामने भ्रन्यों की जो उपेक्षा 
करते, उसके लिए एक पेर से खड़े रहकर जो श्रनुराग दिखाते हैं, वह सब 
प्रत्यक्ष वर्णान द्वारा हम पर विशेष प्रभाव डालता है । तुलसी की नाम की 
महिमा तो बुद्धि-ग्राह्म है, किन्तु सूर को बंशी की महिमा ग्राँखों के सामने 
दिखाई देती है। तुलसी का नाम-माहात्म्य भक्तों के लिए मान्य है, परन्तु सूर 
को वंशो-ध्वनि श्रधिक व्यापक क्षेत्र में, भ्रधिक सरस रीति से, ग्रधिक स्पष्ट 
प्रभाव दिखाती हे । 

परन्तु यह प्रश्‍न यहाँ श्रवइ्य उठता है कि वेणु-गीत-सम्बन्धी ये सुर के 
पद भगवान्‌ के नाम का ही लक्ष्य रखते हैं, इसका प्रमाण एक-मात्र वल्लभा- 


र 


प्रतीक-योजना १३१ 


चार्य की उक्त व्याख्या ही मान ली जाय या श्रौर कुछ । सूरदास वल्लभाचार्य 
के शिष्य भ्रवश्य थे, परन्तु वे कवि श्रोर गायक थे, दार्शनिक पण्डित नहीं ? 
तुलसीदास ने तो स्पष्ट शब्दों में नाम का माहात्म्य कहा है, परन्तु सूर तो 
लक्षणा द्वारा ही इस प्रकार का बोध कराते हैं। तो कया सूर की यह प्रणाली 
तुलसी की श्रपेक्षा ्रधिक दुरूह नहीं ? 

वात यह है कि कविता की हृष्टि से सूर के मुरली-सम्बन्धी पदों का लाक्ष- 
शिक श्रर्थं श्रावश्यक नहीं है। जिस रूप में उन्होंने वंशी का परिचय दिया है 
श्रोर उसके प्रति गोपिक्ाओं की श्रसूया श्रादि भाव दिखाए हैं वह यों भी सत्‌- 
काव्य का रूप हे । कोरे बाँस की बाँसुरी, जिसमें छेद-हो-छेद हैं, कृष्णा की 
इतनी प्रिय बन जाय और प्रिय बनकर चराचर पर भ्रधिकार कर ले, इससे 
जिन रहस्यों का संकेत होता है वे स्वयं ही सरस रहस्य हैं। इन्हीं का श्राधार 
लेकर भक्तगण लाक्षणिक श्रर्थ तक पहुं तते हैं श्रोर द्विगुणित श्रानन्द उपलब्ध 
करते हैं । 

भक्त-जनों के लिए तो तुलसीदास को 'नाम-महिमा' श्रौर सूर की 'मुरली- 
माधुरी दोनों में ही समान स्वाद है, परन्तु काव्य के विचार से लोग सूर के 
इन पदों को श्रधिक पसन्द करेगे। सूर की बंशी में नाम को महिमा श्रधिक 
सुरीली होकर व्यंजित होतो है। नाम का सोन्दर्य-पक्ष इसमें श्रधिक खिला है। 
तुलसी के नाम-गुण-गान में नि३छल उद्गारों का एक स्वच्छ प्रवाह है श्रोर 
विश्वास की ऐसी लयकारी तरंग है जो बिना सूचना दिए ही श्रपनी श्रोर खींच 
लेती है, किन्तु सूर की वंशी-ध्वनि में वह मोहिनी-लय है जिसमें स्वेच्छा से ही 
जीव लीन होते, स्वेच्छा से ही तन्मय हो जते हैं। 

रास--रास एक मंडलाकार नृत्य का नाम है जिसमें बहुत-सी नतेकियाँ 
भाग लेती हैं । प्रत्येक प्रकार के नृत्य एक विशेष भाव-उद्रेक के प्रतिफल होते हैं, 
रास तन्मयता के प्रबल उद्रेक का प्रतिफल माना गया है। गोपिकाएं कृष्ण में 
इतनी तन्मय हो उठी हैं कि वे उनसे वियुक्त होकर एक क्षण भी नहीं रह 
सकतीं । कृष्ण के रूप पर वे इतनी मुग्ध हैं कि सदा उन्हीं का दर्शन चाहती 
हें । प्राकर्षण का यही विकास श्रपनी चरम श्रवधि में रास का रूप धारण 
करता हे । वे सब शरत्समय की एक चांदनी रात में कृष्ण की वंशी सुनकर 
उत्कंठित हो उठीं, ग्रपने को संभाल न सकीं, सब श्रपने-श्रपने काम-काज 
छोड़कर दौड़ पड़ीं। भागवत्‌ में इस श्रवसर की विस्तृत कथा हे । कृष्ण ने 
गोपियों को पहले मना किया। उन्हें समझाया कि परिवार का लालन-पालन, 
पति की सेवा, ये गृहिणियों के उत्तम घमं हैं। इन्हें छोड़कर अन्य का सेवन 


की क अव 


— 


१३२ [ महाकवि सूरदास 


कुल-कासिनियों के लिए उचित नहीं है । इस भयावह कार्य से श्रयश मिलेगा । 
तुम्हें भ्रपने-ग्रपने घर जाकर भ्रपना-श्रपना गृह-कार्य करना चाहिए और यदि 
मुझसे प्रीति है तो घर में सेरा ध्यान करो, मेरा कीर्तन करो, उसमें इतना 
अधिक सुख पा्रोगी, जितना मेरे समीप रहकर यहाँ नहीं पा सकतीं । 
गोपियों ने स्पष्ट उत्तर दिया कि'हम तो लोक-परलोक की परवाह नहीं 
करती; श्रापके लिए हमने धर्म-कर्म सबका पालन किया । कया वर्णाश्रम धर्म, 
~ श्राचार-विचार श्रौर कम के सब विधान आपके पाने के लिए ही नहीं हैं? 
क्या आपके मिल जाने पर भी वे सब बने हो रहते हैं ? हम तो ऐसा नहीं 
समझती । किन्तु श्राप यदि ग्राज्ञा देते हैं कि हम श्रापको छोड़कर चली जायें 
तो कृपया ग्राप हमें इतनी शक्ति भी दीजिए कि हम अपने पैरों को आपसे 
विमुख हो$र चलने की प्रेरणा कर सकें। वह शक्ति हममें नहीं है । 
तब जेसे तारिकाश्रों से घिरे हुए शझांक दीप्तिमान होते हैं वैसे ही उत्फुल्ल- 
मुखी गोपिकाओ्रों से परिवेष्टित कृष्ण की रास-लीला श्रारस्भ हुई । कृष्ण 
की रास-लीला के सम्बन्ध में भी श्रनेक प्रकार के संशयात्मक प्रइन किए जाते 
२ हैं, परन्तु श्रधिकांश प्रश्‍न करने वाले संगीत, नृत्य श्रादि कलाओं के रहस्य से 
परिचित नहीं होते । संगीत की ही भाँति नृत्य भो तन्मयता का साधन है। 
जीवन की भिन्न-भिन्न जटिल समस्याश्रों से चित्त को एकाग्र करने का श्रभ्यास, 
विषमता के ऊपर साम्य स्थापित करने की चेष्टा एक ऐसी संगीतमय स्थिति 
को उपस्थित करती है जो जाति और ग्रानन्द का कारण होती है । भारत के 
दार्शनिकों ने तो प्रलय में भी लय का अनुसंधान किया, जिससे प्रलयंकर का 
तांडव भी नृत्य की कोटि में परिगणित हो सका। विचार करने से यह सबको 
श्रचुभव होगा कि संगीत रौर नृत्य का यह रूप जीवन की विज्ञेष उन्नत साध- 
नाश्रों का प्रतीक हे । कलाश्ों को जब इस हष्टि से देखा जाय तब उनका मर्म 
ग्रहण किया जा सकता है श्रौर तब नृत्य ग्रौर संगीत के उस प्रचलित रूप की 
निकृष्टता भी समभ में ग्रा सकती है, जिसके कारशा बहुतों को कला-मात्र से 
विरवित होने लगी है । जो लोग कृष्ण को रास-लीला का यह कहकर विरोध 
करते हैं कि कृष्ण को नट बनकर यह निम्न श्रादर्श समाज के सामने न रखना 
चाहिए था, वे नृत्य के वास्तविक रहस्य को पहले समझ ले। 
परन्तु भागवत मत के अनुसार नृत्य (रास) जीवन का केवल एक परि- 
' साजित विकास ही नहीं है, वह तो जीवन की सभी साधनाओं की अन्तिम सिद्धि 
है । गोपिकाग्रों ने जन्म-भर श्राचारनिष्ठ रहकर पुणे धर्माचरण करने के 
उपरांत मानो उसी धमंचर्या के अन्तिम निष्कर्ष के रूप में कृष्ण के साथ रास 


प्रतीक-योजना १३३ 


रचा है । इसका बही शर्थ है जो गोपिकाएँ कृष्ण से निवेदन कर चकी हैं । 
संसार के सब श्राचार उन्हीं के निमित्त हैं और उनके मिलते ही वे सब छूट 
जाते हैं । मनुष्य जो दुनियादारी में पड़कर माया का बन्धन स्वीकार करता है 
वह भी इसी हेतु से कि एक दिन इससे छटकारा मिलेगा । सनुष्य के लोकिक 
धर्म-कर्स निमित्त-मात्र हैं। इस निमित्त के ग्रंतःकरण में जो चरम ध्येय निहित 
है वही सानो कृष्ण और गोपिकाओं के रास के रूपक (लीला) से प्रकट किया 
गया । 

इस विचार से रास को पुरांतः आ्राध्यात्मिक रूप मिल जाता है जिसका 
और श्रधिक स्पष्टीकरण भागवत सें किया गया है । गोपिकाएँ कृष्ण के ८ 
साथ तन्मय होकर विहार करती हैं, मानो जीव श्रपने सब बन्धनों से मुक्त 
होकर अपने स्वरूप (कृष्ण) को पहचानता है और उसी आनन्द में विभोर 
होकर क्रीड़ा करता है । वहाँ कृष्ण और गोपिकाएँ दो नहीं रहीं, एक ही हो 
गई । भागवत में इस एकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया हे कि जंसे 
बालक अपने प्रतिविम्ब को लेकर क्रीड़ा करता है, वेसे ही भगवान रमापति ने 
हास्य-ग्रालिगनादी द्वारा ब्रज-सुन्दरियों के साथ क्रीड़ा की थी । श्रात्माराम होते 
हुए भी उन्होंने श्रनेक रूप करके प्रत्येक गोपी के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ विचरण 
किया था । यह खेल ईश्वर ही कर सकते हैं; कोई भी मनुष्य इसका श्रनु- 
करण कदापि नहीं कर सकता । 

यों तो कला-विवेचन की हृष्टि से भी नृत्य ग्रादि कलाएं श्रपने मौलिक 
रूप. में कामोहीपक नहीं हैं, वरन्‌ सात्विक ग्रानन्द के सहज उद्रेक से इनकी 
उत्पत्ति होती है श्रोर ऐसे ही भ्रानन्द की निष्पत्ति भी ये करती हैं, किन्तु 
श्रीमद्भगवत में इन्हें नितांत श्राध्यात्मिक श्रोर श्रलौकिक स्वरूप दिया गया 
है । भक्तवर सुरदास की भावना. भी भागवत की भांति ही दिव्य माननी 
चाहिए । 

अ्रमर-गीत--श्रीकृष्ण कंस का बुलावा पाकर ब्रज-भूमि से मथुरापुरी चले 
गए । जाते समय उन्होंने कहा था कि वे शीध्र ही लोट आयेंगे; इसी श्रासरे ५ 
सारे गोप-गोपी बहुत दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे; इस भ्राजा में कि 
वे भ्राने को कह गए हैं तो श्रवश्य श्रायंगे । परन्तु जब बहुत दिन हो गए और 
कृष्ण न श्राए तब उनको बेच नी बढ़ी और उन लोगों ने मथुरा जाने वाले 
पथिकों के हाथ ग्रपने सन्देश भेजे श्रोर उनका सम्वाद मंगाया । यशोदा ने भी 
सन्देश भेजा; गोपियों ने भी भेजा ! पर किसी का कोई उत्तर नहीं झाया । 
इससे समस्त ब्रज-मण्डल में श्रौर उत्कण्ठा बढ़ी । पथिकों का मथुरा से उस राह 


१३४ महाकवि सूरदास 


जोन भी कठिन हो गया, क्योंकि सम्देशों की संख्या बढ़ चली श्रौर 
पथिकों का राह चलना भी दूभर हो गया। ब्रजवासी जब सब प्रकार से निराश , 
हो गए, तब उनका दुःख भीतर-ही-भीतर उनकी श्रात्मा को घेरने लगा । गोपों 
के बालक पेड़ों पर चढ़कर दूर तक कृष्ण को राह देखते, गोपियाँ श्रपना श्रसह्य 
सन्देश पक्षी, पवन, मेघ प्रादि द्वारा भेजने का प्रयास करतीं । यह सब उपाय 
भी व्यर्थ हो गए । तब तो गोपियों के श्रश्नु-जल से उस प्रदेश में दुःख की 
सरिता बह निकली । गोपाल-बाल बिना श्रस्त-जल के दिन व्यतीत करने 
लगे, गायों ने दुःख से रं भाना श्रारम्भ किया। जड़ प्रकृति भी एक बार शोकातुर 
झोर विकल हो उठी । यमुना कृष्ण के वियोग में नीली पड़ गई । कुञ्जे 
एकान्त में दीघं-उच्छ्वास लेतीं, बेलियों की ग्रांखे भर श्राई, हाट-वाट भ्रब 
शून्य पड़ गए । 
उधर कृष्ण ने रंग-भूमि में कंस का वघ किया श्रौर प्रजा हारा वे राजपद. 
` पर भ्रभिषिकत किये गए । राज-काज के उत्तरदायित्व के कारण उनका श्रधिक 
समय उसी में व्यतीत होने लगा । कंस की एक कुरूप कूबरी दासी कुब्जा से 
प्रसन्न होकर कृष्ण ने गोपियों की सुध-बुध खो दी । कृष्णा के जीवन की धारा : 
श्रब गोप-गोपियों के विनोदमय उपकूलों पर कल-कल छल-छल न करती हुई, 
श्रधिक गम्भीर ्रौर श्रधिक प्रशान्त होकर बह रही थी । परन्तु प्रश्‍न तो यह 
था कि कृष्ण के जीवन के साथ-साथ गोप-गोपियों का जीवन कसे बदल जाता ? 
वे तो श्रपनी उसी वनस्थली में उन्हीं स्मृतियों को साथ लिये समय वाहित कर 
रही थीं । कृष्ण महाराज हो गए थे तो क्या हुग्ना, यश्ोदा के लिए तो वे वही 
'क वर कण्हैया' श्रौर गोपियो के लिए तो वे ही नटनागर थे । तब समस्या यह 
खड़ी हुई कि कृष्णा क्‍या उपाय करें जिससे उधर उनके लोकोत्तर-चरित्र का 
भी बिकास हो, उधर ब्रजवासियों का भी समाधान हो । 
मधुर भाव से कृष्ण की उपासना करने वाले कवियों श्रौर गायकों के 
सामने भी यह समस्या उपस्थित थी, श्रौर सुर के सामने भी, कि श्रागे कृष्ण- 
काब्य को कोन सी दिशा बदली जाय। श्रब तक कृष्ण के साथ ब्रज के निव(- 
सियों ने जो रेंगरेलियाँ की थीं उनकी एक प्रकार से हद हो चुकी थी । श्रब 
कंस का वध करके फिर कृष्ण ब्रज लोट भ्राते श्रथवा बीच-बीच में ब्रज-मण्डल 
में दर्शन दे जाते तो इससे न तो काब्य को कोई विशेष चमत्कार प्राप्त होता 
न जीवन के किसी नवीन पक्ष पर प्रकाश पड़ता । भवतों की भावना भी इतनी 
` क्षुद्र नहीं थी कि संयोग-सुख में ही उन्हे तृप्ति मिलती । जी कृष्ण श्रभी उस 
दिन तक ब्रज में श्रपनी ललित लोलाश्नों के द्वारा जन-जन में नवीन प्राण, श्रौर 


प्रतीक-योजना १३५ 


प्राण-प्राण में नवीन उमंग भर रहे थे, श्राज यदि फिर वहाँ श्रायें श्रौर 
श्राकर बस जायं तो ग्रच्छा, या वहाँ न ग्राकर भ्रपने वियोग में वहाँ के एक- 
एक कंठ से उत्कठित उद्गार सुनने का अवसर दें, तो भ्रच्छा ? कवियों और 
सन्तों ने मिलकर यही निर्णय किया है कि दूसरी बात ही श्रविक मार्मिक है, 
कृष्ण के चरित्र की अलौकिक भाँकी दिखाने में अधिक उपयोगिनी है । 

परन्तु कृष्ण गोपियों कौ श्रवमानना करके उन्हें छोड़ तो सकते नहीं थे। 
उनके प्रति उनका उमड़ता हुआ श्रनुराग तो कभी सुख नहीं सकता था । कोई 
भी श्रपने प्रियजन को विसार नहीं सकता, फिर कृष्णा-एसे प्रेमी-गोपिकाग्रों- 
जैसी प्रेमिकाग्रों को केसे विसार देते ? वे इसी चिन्ता में निमग्न थे कि उन्हें 
उद्धव नामक एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिल गए । ये कृष्ण के सखा थे, पर 
इन्होंने कृष्ण के प्रेम-कातर स्वभाव को कितना पहचाना था यह वे ही जानें । 
जब कृष्ण ने इनसे गोपियों की कथा कही, तो इन्होंने कृष्ण से कहा कि यदि 
श्राप कहें तो में ब्रज जाकर उन सबको समका श्राऊं कि वे आपके पोछे हैरान 
न हों, निगु ण निराकार ब्रह्म का ध्यान श्रारम्भ करें । जिस व्यक्ति ने ऐसी 
बात कही वह न केवल हृदयहीन होगा; शास्त्रों के यथार्थ तत्व से श्रनभिज्ञ, ब्रह्म 
के सगुण और निगु ण रूपों में कृत्रिम भेद करने वाला भी ठहरता है । उसने 
न सगुण ब्रह्म का स्वरूप पहचाना, न निगुण ब्रह्म का, न उसने भगवान्‌ के 
अवतार रूप को महिमा समझी । 

सुर ने इस सम्पुर्ण प्रसंग को एक भ्रत्यन्त अनूठे विरह-काव्य का रूप दिया 
है, जिसमें भ्रादि से श्रन्त तक ब्रज की दुःख-कथा कही गई है। इस कथा के दो 
भाग हो जाते हैं । एक तो उद्धव के सन्देश जाने के पुर्व को वियोग-कथा, 
जिसमें विरह-दझा के प्रायः सभी वर्णन श्रौर विनय, उपालम्भ श्रादि हैं; भ्रोर 
दूसरा उद्धव तथा गोपियों का वार्तालाप जिसमें प्रेम की प्रनन्य तन्मयता 
सर्बत्र ध्वनित हुई है । इस वार्तालाप के सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने श्रपनी- 
झपनी धारणाएँ प्रकट को हैं, जिनमें एक यह है कि इसके हारा महात्मा सुर 
ने सगुणा ब्रह्म का निरूपणा आर निगुरा का खंडन किया है। एक और 
वेचित्रयपुणं ग्रालोचना, जो इस विषय में की गई है, यह है कि सुर ने इसके 
द्वारा उस चिरकाल से चले ग्राते हुए पाखंड पर प्रहार किया है जो पंडों, 
पुरोहितों श्रौर पुजारियों के प्रचार का प्रधान विषय रहा है, जिससे उनका ' 
गरुडम का गढ़ ढहकर गिर पड़े । ब्रह्म को व्यापक, भ्रविनाशी श्रादि मानकर 
आर व्यक्ति को क्षुद्र बताकर उसका विकास रोक देना जिन्हें इष्ट “या, उन 
घर्माचायों के विरुद्ध सुर ने यह श्रान्दोलन उठाया । इसके द्वारा गोपियों ने 


| 


52. 


१३६ महाकांवि स्रदास 


कुष्ण की पूजा का भाव प्रतिष्ठित किया--जो कृष्णा श्रपने समय के नेता के 
रूप में कार्ये कर रहे थे शोर वास्तव में अपने उपकारी कार्यों के कारण पूज्य 
ये । जीवित कृष्ण को--लोक-कल्याण ही जिनका ध्येय था--छोड़कर श्रज्ञात 
के पीछे भटकते फिरने से कुछ लाभ नहीं है । इसी मर्म की शिक्षा उद्धव-गोपी 
प्रसंग में दी गई है, यही उक्त “अभिनव” श्रालोचकों की ग्रालोचना का 
निष्कर्ष है । 

वास्तव में सुर का श्राशय न तो निगुण ब्रह्म के विरुद्ध सगुण ब्रह्म की 
प्रतिष्ठा करना था और न उन्हें पंडों, पुजारियों और पुरोहितों के विरुद्ध किसी 
प्रकार का ग्रान्दोलन उठाना था । यदि हमें सुर की कविता के साथ न्याय करना 
है, तो हम सबसे पहले प्रसंग को समझने का प्रयास करे । सुरसागर का काव्य 
कृष्ण की रास-रचना करके उन्हें मथुरा भेज चुका है । आनन्द की श्रन्तिम 
वनि के उपरान्त भ्रवसाद के दिन आए हैं: कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं श्राते, 
न बहुत दिनों तक कोई सन्देश ही भेजते हैं। यह गोपियों के पक्ष में कृष्ण की 
ऐसी निष्ठुरता है जो काव्य का सुन्दर विषय बन सकती है । यदि इस निष्ठुर 
परिस्थिति में गोपियाँ कृष्ण के बिना श्रपने को निरवलम्ब पाती हैं श्रौर इस 
निरवलम्ब दक्षा में भी वे दूसरे किसी का ग्राश्नय नहीं चाहतीं-श्रन्त तक कृष्ण 
को ही बनकर रहेंगी, चाहे जो हो जाय--तो यह कितनी बड़ी प्रेम की साधना 
नहीं है ! बह्‌ प्रलय धन्य है जो निराश, पीड़ित, लांछित प्रेमिका के हृदय में 
श्रपने प्रेमी के प्रति जागृत रहता है; वह निष्ठा श्रभिनन्दनीय है जो एक की 
होकर दूसरे का मुख नहीं देखती; वह ब्रत वंद्य हे मृत्यु का सामना करके 
अमर बनता है। 

जो कृष्ण ब्रजभूमि के इतना निकट रहते हुए भी वहाँ श्राने का नाम नहीं 
लेते, वे किस 'निगु श! से क्या कम हैं ? जिन्होंने भोली-भोली गोपियों को प्रेम 
के पाश में बांधकर फिर वियोग के पारावार में डाल दिया है उनकी निष्ठुरता 
को बया 'अ्रवधि' है ? परन्तु स्र का श्राशय निगुण, निरवधि ब्रह्म का खण्डन 
करना ही नहीं था । वे तो कृष्ण की श्रलोकिक लोक-लीला के साथ-साथ 
गोपों का, गोपियों का, भक्तों का--स्वयं भ्रपना--तादात्मय स्थापित कर रहे 
हैं । संयोग को मधुर मुरली बजाने के बाद श्रब वे विरह के अश्रु-जल से कृष्ण 
का भ्रभिषेक करने चले हें । किन्तु वियोग की इस तप्त वायु में संभवतः संयोग 
से भौ श्रधिक प्रेम भ्रोर ग्रानन्द के परमाणु उच्छ्वसित हो उठे हैं । यह प्रेम 
श्रौर यह भ्रानन्द काव्य में हवय नहीं है, श्रहव्य रूप से ध्वनित है श्रौर यह उन 
कृष्ण के प्रति है जो पास ही मथुरा में रहते हुए भी 'ग्रहय' बन गए हैं । कौन 


प्रतीक-योजना १३७ 


कह सकता कि गोपिकाएँ उस 'ग्रहश्‍य' की उपासिका नहीं थीं ! कृष्ण तो 
एकाधार में सगुण श्रौर निगु श दोनों हैं, कोई उनका निर्वचन करे फिर भी 
वे ग्रनिर्वचनीय हैं। सुर के इयाम को जो इस रूप में नहीं पहंचानते वे ही 
सगुण-निगु ण-सम्बन्धी झगड़ों में सिर खपाते हैं । 
पंडों, पुजारियों और पुरोहितों वाला प्रसंग भी अपूवं ही है। परन्तु खेद है, 
यह श्राधुनिक हृष्टि सूर को प्राप्त नहीं थी । सार्वजनिक पुजा की कोई नई 
पद्धति सूर ने नहीं चलाई है, ब्रह्म को व्यापक कहने से व्यक्ति को क्षुद्र बन 
जाना पड़ता है यह ग्रति नूतन व्यक्तिवाद सूर को ज्ञात नहीं था, नहीं तो वे 
एसा भ्रनौचित्य करते ही क्यों ? 
सीधी बात तो यह है कि सुर कृष्ण के उपासक थे और उन्हें सब-कुछ एट 
मानते थे । वे उनके लोक-चरित के रमणीय श्रंशों का गायन करने बेठे थे । 
ब्रजभूमि के गोचारक, गोपी-वल्लभ कृष्ण ही सूर के उपास्य हैं। संयोग में भी, 
वियोग में भी, वे उन्हीं की एक-मात्र कथा कहते हैं। जो कोई भ्रपने आराध्य 
की व्यापक भावना करेगा वह सभी परिस्थितियों सें उनकी कलक देखकर 
मुग्ध होगा । काव्य की दृष्टि से भो सूर को नवीनता की खोज करनी थी । 
उन्होंने उद्धव के प्रसंग को उठाया और कथनोपकथन को प्रभावशालिनी शेली 
में भ्रपने वे गीत गा चले जो पद-पद पर कृष्ण के प्रति श्रनन्य प्रीति की 
व्यंजना करते और विरह-काव्य की सरस धारा प्रवाहित करते हैं । 
उद्धव-गोपी-संवाद में, पूर्व पक्ष उद्धव का है श्रौर उत्तर पक्ष गोपियों का । 
पहले उद्धव ने ही कृष्ण को छोड़कर निगुंण को ग्रहण करने की बात चलाई 
है । वैसी भ्रवस्था में गोपियाँ जो उत्तर देती हैं उसे उद्धव के निगुण पक्ष के 
समकक्ष सगुण पक्ष का प्रत्यक्षीकरण-मात्र समना चाहिए । उसका यह ग्राहय 
कहीं नहीं है कि गोपियाँ निगुण ब्रह्म को नीचा दिखा रही हैं ्रथवा उसकी 
सत्ता ही नहीं मानतीं । यदि ध्यान देकर देखा जाय तो गोपियों के उत्तर में 
केवल कृष्ण के प्रति उत्कट ग्रनुराग की ही सर्वत्र व्यंजना है; निगुंण के खंडन 
का उपक्रम उतना नहीं । निर्गुण के सम्बन्ध में श्रधिकांश में गोपियों की ऐसी 
उक्तियाँ श्राई हैं : क 
“कह करों निरगुन लैके हौं, जीवहु कान्ह हमारे ।” 
“तहाँ यह उपदेश. दीजै जहाँ निरगुन-ज्ञान ।* 
“ये (निरगुत) बतियाँ सुति रूखी।” i 
इनमें कहीं भी निगुण का तिरस्कार नहीं है, उसके निराकरणा का तो 
प्रन ही नहीं । केवल उसके शुष्क ध्यान, उसको कष्ट-साध्य साधना रादि का 


\ 

१ 
| 
| 
| 
t 


१३८ महाकवि सूरदास 


'ही पद-पद में उल्लेख है । 
ब्रज की सुललित लीलाश्रों के उपरांत सुर ने यह क्लेशकर विरह की 
बृहत्कथा कहो है, जो हिन्दी-साहित्य में बहुत श्रविक महत्त्व रखती हे । श्रब 
जब साहित्य का ग्रध्ययन व्यापक रूप से ग्रारम्भ हो गया है, भ्रनेक ऐसे प्रश्‍न 
- उठने लगे हैं और उठेंगे जिनका उत्तर देने के लिए नवीन और स्वतंत्र बुद्धि की 
श्रावश्यकता पड़ेगी। कवियों का श्रध्ययन स्वतः ही श्रधिक गम्भीर भाव से 
करना होगा । श्रब तक तो भक्त कवियों श्रौर शङ्कारी कवियों को भ्रलग-श्रलग 
कालों में डालकर एक दूसरे से सम्पकं-विहीन रखने की व्यवस्था थी परन्तु 
श्रब ये प्रश्‍न भी निस्संकोच पूछे जाने वाले हैं कि सुर श्रादि भकत थे, इससे क्या 
प्रयोजन ? क्या वे श्टृद्भारी नहीं थे ! श्रौर जिन्हें आप श्टुद्धारी कवि कहते हैं 


-उन्होंने भी तो राधा-कृष्ण का ही श्युद्धार-वर्णान किया है। फिर इनमें और . 


उनमें भ्रन्तर क्या है श्रोर क्ष्यों न ये एक ही श्रेणी में रखे जायें ? सुरसागर 
को हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में नायिका-भेद के शीर्षक रखकर पद लिखे 
मिलते हैं, जिनके श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सूरदास ही हिन्दी में 


नायिका-भेद के प्राथमिक कवियों में हैं। इस विषय में श्रभी अनुसंधान की - 


श्रावश्यकता है परन्तु जो तथ्य प्रकट हो रहे हैं श्रौर जिस स्वच्छन्द पथ पर 
हिन्दी का काव्य-विवेचन चल पड़ा है, उसे देखते हुए यह हढ़ श्रनुमान है कि 
केवल भक्त संज्ञा देकर ही सुर श्रादि की कोटि भ्रन्य कवियों की कोटि से 
ग्रलग नहीं को जा सकेगो। सूरदास भकत थे या नहीं, यह तो इतिहास के 
विद्यार्थी के भ्नुशीलन का विषय है। बिहारी भक्त नहीं थे, यह भी हममें से 
कोई नहीं कह सकता। राज-दरवार में रहने के कारण ही कोई श्वृद्भारी ग्रौर 
प्रभक्त मान लिया जाय, यह कोई तुक की बात नहीं है । 

यदि नायिका-भेद'लिखकर सूर परम भक्त श्रौर महात्मा कहला सकते हैं 
तो वही काम करने वाले दूसरे भी क्यों नहीं कहला सकते? श्रपने-श्रपने 
काव्य-प्रन्थों का श्रारम्भ करते हुए सुर भ्रादि की भांति भ्रन्य कवियों ने भी 
मंगलाचरण किया है श्रौर राधा-कृष्ण को ही श्रपनी कवि-प्रतिभा उत्सर्ग करने 
को बात लिखी है। भक्तों की भांति इन कवियों ने भी सहस्रो पद्यो में गोपी- 
कृष्ण को ही लीला का वर्णन किया है । श्राजकल जब नित्य नई शैलियों से 


| काव्य को समीक्षा की जातो है, तब बहुत से ऐसे समीक्षक भी सामने श्रायेगे 


जो इन श्युद्धारी कवियों के छन्दों को ईइवर-पक्ष में भी चरितार्थ कर देंगे । 
बद्धि के इस विकट विकास के सामने कविता का वास्तबिक तथ्य-निरूपण 
करने का उपाय साहित्यिक मनोविज्ञान के प्रनुशीलन के श्रतिरिकत दूसरा नहीं 


“ - २-५ Ne > 


प्रतीक-योजनां १३६ 


दिखाई देता । सूर श्रादि भकत-कवियों की स्वच्छ भावना (भक्ति) के उद्रेक 
में और परवर्ती काल के कवियों की श्रनुक्ररणा-प्रिय प्रणाली-बद्ध कविता में 
मनोविज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को स्पष्ट श्रन्तर दिखाई देगा । नायिका-भेद 
हो या ऋतु-वर्णन, कवि की मनःक्रिया कहीं छिपी नहों रहती । सुर व्यापक 
भावना के वास्तविक भकत थे; उन्होंने कृष्ण की संयोग-लीलाग्नों में रस लिया 
था । तो वियोग-वार्ता में उसने भी श्रधिक रस-वर्षण किया है । कोई भी उत्तर- 
कालीन श्टृङ्कारी कवि विरह-काव्य की रचना में इतना भ्रधिक तल्लीन नहीं 
हुआ । जिस कवि ने कृष्ण को हाथ छुड़ाकर जाते देखकर यह कहने का साहस 
किया था कि हाथ छुड़ाकर भागना सहज है, पर हुदह से निकल जाना बहुत 
कठिन है--मर्द तब समभूंगा यदि हृदय से निकल जाश्रोगे--उसकी कविता में 
श्राप इस जनश्रुति को प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। इन किवदन्तियों का प्रर्थ 
साहित्यिक मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए संग्रहणीय है । सुर के कृष्ण एक 
बार जब हाथ से छूटकर श्राँखों कौ श्रोट हुए, वियुक्त होकर चले गए--तब से _ 
भ्रन्त तक सुर ने उन्हें हृदय से नहीं ही जाने दिया। संयोग में कृष्ण की मूर्ति 
श्रांखो में थीं, वियोग में वह श्रन्तस्तल के निगूढ प्रदेश में छिपाकर रखी हुई है | | 
दशम स्कंध के श्रन्त तक वियोग की ममं-कथा है जिसको सूर जसे भावनावा ) 
भक्त ही सहन कर सकते थे, कोरे श्वुद्भारी कवियों के लिए यह श्रसाध्य- 
साधन था । 

युग के मौलिक विचारकों प्रौर वास्तविक भावनावान्‌ कवियों की 
वाणी श्रपना स्वर श्रलग ही प्रकट करती है। पीछे से उनके भ्रनुकरणा में 
-भ्रधिक श्रलंकृत, प्रधिक सजीले पद कहे जा सकते हैं; पर जो नवीन उपमाएँ, 
जो नवीन मुद्राएं, जो नवीन भाव-म्तियां-जो समस्त नवीनता, तल्लीनता 
आर विशद भावना एक कवि में होगी वह दूसरे में नहीं ही होगी । सूर के पदों 
की भ्रन्तिम पंक्तियां ग्रधिकांद में श्रात्म-निवेदन के रूप में श्रपती उत्कट- 
भावना का. परिचय देती हैं। केवल काव्य की हृष्टि से इनकी कोई विशेष 
श्रावइयकता नहीं थी । परन्तु य तो जसे कवि को लेखनी से स्वतः हो उल्लि- 
खित हो गई हैं। येन भी होतीं तो भी पुरे काव्य का श्रध्ययन करके प्रत्येक 
समीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता कि इस कवि ने सम्पूर्ण वासना-जन्य 
श्युद्भार को भस्म करके लेखनी उठाई थी श्रौर इसके काव्य का एक-मात्र श्राशय 
श्रतन्य भाव से भगवान्‌ की भ्रलोकिक लीलाग्रों का सोन्दयं-चित्रण करना है। 
इस कवि ने कृष्ण की जैसी भावना को थी वह स्वयं उसकी ही थी। परम्परा से 
प्राप्त साम्प्रदायिक भक्ति तो शुष्क बुद्धि के चक्कर लगाने का विषय बन जाती 


१४० महाकवि सूरदास 


सबको रुचि रौर सबके लिए हितकर सिद्ध हुई। यों तो सूर की कविता-मात्र में 
उनकी स्वच्छ, सजीव भावना विकसित हुई; किन्तु इस विरह-काव्य में तो चह 
्रतिशय मनोरम बनकर हम पर अधिकार करती है श्रौर हम विनत होकर 
उसकी महिमा स्वीकार करते हैं । 


| है । पर जो भक्ति सूर की थी वह मन को, बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को--- 


८ 


काव्य-सौन्दयं 

सूरदास जी का सूरसागर केवल काव्य ही नहीं है, वह धामिक काव्य 
भी है । धार्मिक ग्रन्थ की हृष्टि से उसका सम्मान जन-समाज में तो है, किन्तु 
विद्वानों के बीच श्रकसर इस विषय के विवाद उठा करते हैं कि सूरसागर 
की गणाना घामिक काव्य-ग्रन्य के रूप में होनी चाहिए या नहीं ? धामिक 
काव्य के सम्बन्ध में इन विद्वानों के विचार बहुत-कुछ विलक्षण हैं। भ्रधिकांश 
लोगों का ऐसा खयाल है कि त्याग, संन्यास श्रौर वेराग्य की शिक्षा देने वाली 
रचनाएं ही धार्मिक काव्य कहला सकती हैं। इस हृष्ट से हिन्दी में कबीर 
श्रौर दादू श्रादि को ही धाभिक कवि माना जा सकता है। तुलसीदास को 
हम इस श्रेणी में इसलिए स्वीकार कर लेते है कि उन्होंने नीति और 
सर्यादा-बद्ध राम के उदात्त चरित्र का चित्रण किया है। शेषांश में ,हम 
स्र, मीरा ग्रादि की उन रचनाश्रों को भी धामिक काव्य कह लेते हैं 
जो भजनों के रूप में प्रचलित हो गई हैं तथा जिनमें किसी चरित्र-विशेष 
का उल्लेक नहीं । किन्तु जब श्रीकृष्ण के श्रौर गोपियों के चरित्रों की बात 
श्राती है, तब हमारे विद्वान्‌ लोग पशो-पेश में पड़ जाते हैं। वे या तो कृष्ण- 
गोपी-चरित्र को श्रात्मा-परमात्मा का रूपक कहकर टाल देते हैं या फिर 
बिरोधी श्रालोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। (ईश्वर की छीछालेदर' और 
“राधा-कृष्ण' के सम्बन्ध में निकले हुए व्यंग्यात्मक लेख हिन्दी के पत्रः 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। ये दोनों ही हष्टिकोण सुरदासजी के काव्य 
आर उसकी कलात्मक विशेषताश्रों के श्रध्ययन में विशेष रूप से बाधक हैं। 


१० 


| 


१४२ महाकवि सूरदास 


इनमें से पहला, जो प्रारम्भ से ही सारे चरित्र को रूपक मान लेता है, काव्य 
के द्वारा उत्पन्न किए गए चारित्रिक महत्त्व ग्रौर उसके प्रभावों का श्रनुभव 
करने का श्रवकाश ही नहीं देता । कवियों की कलाजन्य विशेषताएँ श्रोर काव्य- 
जन्य उत्कषं प्रदर्शित ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम तो पहले से हो मान बैठे 
हैं कि राधा ग्रौर कृष्ण में से एक श्रात्मा है श्रौर दूसरा परमात्मा । जहाँ मान 
ही लेने की बात हो, वहाँ कवि श्रौर कवि-कर्म की परीक्षा कंसे हो सकती है ? 
कवि-कवि में जो श्रन्तर है उसका श्राकलन कंसे किया जा सकता है श्रौर सच 
तो यह है कि उस दशा में काव्य श्रौर कला के श्रध्ययन की. श्रावश्यकता हो 
कया रह जाती है ! इसी प्रकार दूसरा दृष्टिकोण जो केवल राधा और कृष्ण 
के चरित्रों का नाम सुनकर ही चौंक पड़ता है श्रौर भड़क उठता है, कवि की 
रचना-चांतुरी श्रोर मनोभावना की सम्यक्‌ परीक्षा के बिलकुल श्रायोग्य है । इसे 
एक प्रकार का श्रसाहित्यिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काव्य- 
गुणों के भ्रनुसन्धान का प्रयास नहीं है। केवल कथा की बाहरी रूपरेखा 
सुनकर जो काव्य पर श्राक्रमण प्रारम्भ कर देते हैं उन्हें काव्य या कला- 
विवेचन कोन कहेगा ? कुमारी मरियम को कोमाये में हो ईसा मसीह उत्पन्न 
हुए थे। श्रब यदि केवल इस ऊपरी बात को लें तो कितनी श्रविश्वसनीय श्रौर 
श्रपवादजनक यह प्रतीत होगी। किन्तु इसी को लेकर ईसाई कलाकारों ने 
ि की श्रेष्ट-कला-कृतियों-मू्तियों शरोर चित्रों का निर्माण किया है जिनके 
दर्शन से हृदय में पवित्र भावना का प्रवाह बहु चलता है । इस श्रवस्या में उस 
ऊपरी श्रौर श्रपवादजनक बात का क्या मूल्य रहा, और उसी को मुख्यता देने 
वाले व्यक्तियों की कया वुक्तत हो सकती है? कथा या कहानी तो बिना 
खराद का वह ऊबड़-खाबड़ पत्थर है जिस पर कलाकार श्रपना कार्य भ्रारम्भ 
करता है। मूर्ति का निर्माण हो जाने पर जब हम उस कला-वस्तु के सामने उप- 
स्थत होते।हैं तो क्या उस पत्थर की भी हमें याद श्राती है जिसे काट-छाँटकर 
सेंवारा गया श्रौर श्रशेष परिश्रम व्यय करके मति बनाई गई है ? श्रौर क्या 
मूर्तियाँ भीं सब एक-सी ही होती हैं ? रचयिता की मनोभूति जितनी हो प्रशस्त 
ग्रौर परिष्कृत होगी, जितनी ही सुक्ष्म श्रौर उदात्त कल्पनाओ्ं का बह्‌ 
ग्रधिपति होगा, साथ ही तराश के काम में जितना ही निपुण होगा--जितनी 
बारीकी से जितने गहरे प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा, मानव-हुदय 
के रहस्यों को समझने श्रौर तदनुकूल श्रपनी कलावस्तु का निर्माण करने में 
वह जितना ही कुशल होगा, उसकी कला उतनी ही उत्तम श्रोर प्रशंसनीय 
कही जायगी । कला-विवेचक का कार्य यह नहीं होता कि वह भूल कहानी या 


न 


J 


९ 
काव्य-सौन्दयं १४३ 


कच्चे माल को देखकर ही कोई धारणा बना ले, श्रथवा श्रपने किन्हीं व्यक्तिगत 
संस्कारों श्रौर प्रेरणाग्रों से परिचालित होकर कोई राय कायम कर ले; बल्कि 
उसे कला-निर्माण-सम्बन्धी विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी, कवि द्वारा नियोजित 
प्रतीकों श्रौर प्रभावों का भ्रध्ययन करना होगा श्रौर श्रन्ततः कवि की मूल 

' समवेदना श्रौर मनोभावना का उद्घाटन करते. हुए यह बताना होगा कि वह 
श्रपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल भ्रथवा भ्रसफल रहा है ! 


इस दृष्टि से हम सूरदास जी के काव्य का श्रध्ययन प्रारम्भ करेगे। 
पाठकों को यह विदित है कि सूरसागर ही सूरदास जी का प्रमुख काव्य-ग्रन्थ 
ग्रौर उनको कोति का स्थायी स्तम्भ है। सूरसागर में यद्यपि श्रीमद्भागवत की 
कथा का ग्रनुसरणा किया गया है श्रौर भागवत के ही श्रनुसार इसमें भी बारह 
स्कन्ध रखे गए हैं किन्तु वास्तव में सूरदास जी का मुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण के 
चरित्र का ही श्रालेव करना था। इसीलिए उन्होंने एक चोथाई से भी कम 
हिस्से में सरसागर के ग्यारह स्कन्ध समाप्त करके शेष तीन-चोथाई से श्रधिक 
भाग एक ही (दशम) स्कन्ध को पुरा करने में लगाना है। यही दशम स्कन्ध 
कृष्ण-चरित्र है, जिसमें कवि की काव्य-कला का सर्वाधिक विकास हुय्रा है। 
शेष स्कन्धों की रचना को हम परम्परा-पालन भ्रथवा भूमिका-मात्र मान सकते 
हैं। कभी-कभी ऐसा देखने में भ्राता है कि इन ग्यारह स्कन्धो में यत्र-तत्र 
बिखरे हुए श्राख्यानों श्रौर विचारों को लोग सूरदास जी की अपनी रचना और 
भ्रपने विचार मानकर उद्धृत करते हैं। वास्तव में सूरदास जी का स्वतन्त्र 
कौशल झौर उनकी निजी विचारणा यदि कहां व्यक्त हुई है तो एक-मात्र 


दशम स्कन्ध में ही। शष सभी स्थल ग्रधिकांश श्रीमज्भागवत के संक्षेप-मात्र 
हैं। उनसे सूरदास का सम्बन्ध केवल श्रनुवादकर्त्ता का-सा है। इस बात को 


ध्यान में न रखने के कारणा अक्सर ऐसे स्थलों श्रौर विचारों से सूरदास जी 
का सम्बन्ध जोड़ दिया जाता है जिनसे उनका कुछ भी वास्तविक सम्पर्क नहीं । 
इस गलतफहमी से बचने के लिए हो ऊपर का उल्लेख है । 


सूरदास जी का काव्य यद्यपि ग्रधिकतर गीतिबद्ध है, पर साथ ही छोटे-छोटे , / 
कथा-प्रसंग श्रौर घटनाएँ भी गीतों के भीतर वरणित हैं। यदि हम सुरसागर के 
दशप स्कन्ध. को ही लें तो देखेंगे कि श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल्य 
श्रौर कशोर वय के चरित्र तथा उनके मथुरा-गमन श्रौर कंस वध तक की मुख्य 
घटनाएँ भी वहाँ संगृहीत हैं । सूरदास जी के काव्य की एक विशेषता यह है कि 
उसमें एक साथ हो श्रीकृष्ण के जीवन की भांकी भो मिल जाती है श्रोर 


१४४ न महाकवि सूरदास 


ग्रत्यन्त सनोरम रूप और भाव-सृष्टि भी । प्रायः मुक्तक गीत एसे प्रसंगों को 
लेकर रचे जाते हैं जिनमें कथा का कोई क्रम-बद्ध सूत्र नहीं मिलता, बल्कि कथा- 
अंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे विवरणों का श्राश्रय लेना 
पड़ता है। गीत भाग में केवल रूप या सौन्दर्य श्रालेख के टुकड़े सूक्ष्म मान- 
सिक गतियाँ भ्रथवा किसी विशेष श्रवसर पर उठने वाले मनोवेगों क प्रदर्शन ही 
प्राप्त होता है । स्थिति-विशेष का पुरा दिग्दर्शन भी करे, घटना-क्रम का श्राभास 
भी दें भ्रौर साथ ही समुन्नत कोटि के रूप-सोन्दर्य श्रौर भाव-सौन्दयं की परिपूर्ण 
झलक भी दिखाते जायें; यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती हे । ? 
गोचारणा ग्रथवा गोवद्धंन-धारण के प्रसंग कथात्मक हैं । किन्तु उन कथा्रों को 
भी सजाकर सुन्दर भाव-गीतों में परिणत कर दिया गया है । हम श्रासानी से 
यह भी नहीं समक्त पाते कि कथानक के भीतर रूप-सौन्द्यं श्रथवा मनोगतियों के 
चित्र देख रहे हैं श्रथवा मनोगतियों श्रौर रूप की वर्णना के. भीतर कथा का 
बिकास देख रहे हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण में श्रद्‌भुत सफलता सूरदास जी 
को मिली है। 

कहीं कथोपकथन को नियोजना करके (जसे दान-लीला में) और कहीं कथा 
की पृष्ठभूमि को ही (उदाहरणार्थ वन में विचरण, श्रथवा वन से ब्रज का 
लौटना) गीत-रूप में सज्जित करके समय, वातावरण ग्रौर कथा-सूत्र का हवाला 
दे दिया गया है। सूरदास जी किसी नाटकीय स्थिति-विशेष श्रथवा किसी 
एकान्तिक सतोभावना-विशेष से प्राकषित होकर परिचालित नहीं हुए हैं। कृष्ण 
के सम्पूर्ण बाल-चरित पर ही वे मुग्ध हैं । फलतः, वे मुक्तक गीतों के अन्तगंत 
सारे कथा-सुत्र की रक्षा करने में समर्थ हुए हैं। श्रवइय जहाँ काव्य श्रधिक 
श्रस्तमु ख और मनोमय हो उठा हे--जसे बंशी के प्रति उपालम्भ, नेत्रों के प्रति 
श्रारोप, विरह, अमर गीत श्रादि-वहाँ भाव ही कथा-रूप में परिणात हो गए 
हैं, कथा को पृथक्‌ योजना वहाँ हम नहीं पाते । 

श्रब हम सूरसागर के श्रन्य श्रावशयक ग्रंगों को छोड़कर मुख्य दशम स्कन्ध 
का श्रध्ययन ग्रारम्भ करे ! वर्षा ऋतु भाद्र मास ग्रष्टमी को ग्रंधेरी श्राधी रात 
को चन्द्रमा उदय होने के समय कृष्ण का ग्राविर्भाव होता है । सुरदास इस 
बात का उल्लेख करना नहीं भूले हैं कि भ्राकाश में चन्द्रोदय के समय भी श्रेंधेरा 
है, किन्तु पृथ्वी पर नवज्योति का ग्रागमन हुआ है । भक्ति-काव्य की परम्परा 
के श्रनुसार कृष्ण का चार भुजा धारण करके श्रवतार लेना सूरदास जी ने भी 
दिखाया है, किन्तु वह चतुभू ज मूति भी शिशु-स्वरूप में है श्रौर उसके पृथ्वी पर 
राते ही माता उन श्रप्राकृतिक चिन्हों को छिपा देती है। बालक कृष्ण भ्रपने 


काव्य-सौन्दय १४५ 


प्रकृत रूप में हमारे सामन श्राते हें । कला की दृष्टि से यह श्रलोकिक श्राभास 
एक क्षणिक श्रौर उपयोगी संभ्रम को सृष्टि कर जाता है । इतने गहरे वह नहीं 
पेठता कि माधुर्य को श्रनुभूति में किसी प्रकार का विक्षेप पड़े, यद्यपि उस 
माधुर्य की तह में एश्वर्य की एक हलकी श्राभा भी अपना प्रभाव डाले 
रहती है। 

श्रसम्भव या श्रलौकिक को श्रप्राकृतिक स्मृति को ग्रोर भो क्षीण करने में 
सहायक होता है कृष्ण का उसी रात स्थानान्तरित होना, जन्म-स्यान छोड़कर 
गोकुल पहुंचाया जाना । रास्ते में कृष्ण की ज्योति का न छिपना ग्रौर बढ़ी हुई 
यमुना का कृष्ण के पेर स्पशं करते ही रास्ता दे देना, पिता वसुदेव की प्रसन्नता 
श्रौर उत्साह का सूचक है । साथ ही मानव-व्यापार में प्रकृति के सहयोग की 
कल्पना भी इसमें है । 

असम्भव या अलौकिक की ग्रप्राकृतिक स्मृति के स्थान पर उसकी एक 
सहज योजना कृष्णा के गोकुल आने से हो जाती है । वह योजना है कृष्ण के 
श्रयोनिज होने की । इसकी बड़ी नंसगिक श्रोर कलात्मक प्रतिष्ठा की गई 
है। यह स्पष्ट ही इस प्रकार कि कृष्ण यशोदा के श्रद्धजात नहीं हैं। योनिज 
सम्बन्ध न होने पर भी यशोदा के मन में परिपुर्ण पुत्र-भाव स्थापित होता है। 
वह इस प्रकार कि कृष्ण यशोदा की श्रंगजा के स्थानापन्न होकर आए हैं। 
यशोदा को इसकी सुध नहीं, किन्तु पाठक इसे जाने रहते हैं । इस द्विविधा के 
द्वारा काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि होती है ्रौर आध्यात्मिकता श्रपन सहज कलात्मक 
रूप में प्रतिष्ठित होती है । 

यशोदा का यह प्रौढ़ावस्था का पुत्र है जब कि माता यौवन को सीमा पर 
पहुँचकर ठहर चुकी है और निराशा के .साथ नीचे ढलना प्रारम्भ कर रही है। 
इस सन्धि-काल का स्पर्श करना कृष्णा-काव्य को एक बड़ी कलात्मक सूक है। 
कृष्णा के प्रति भ्रकेले श्रौर बड़ी साध के बाद पाये हुए पुत्र का प्यार उभर 
पड़ता है। कुमारी मरियम का पुत्र यौवन के सनबींधे श्रारम्भ का है ग्रौर 
यक्षोदा का पुत्र यौवन के भ्रन्तिम ग्रवशेष क्षण का है। युवती को प्रतिमा दोनों 
ग्रोर है--एक यौवन के इस पार, दूसरी उस पार। एक का पुत्र श्राशा के 
पहले और दूसरी का श्राशा के पइचात्‌ प्राप्त होता है । 

कृष्ण का व्यक्तित्व कुछ ग्रपने सहज सौन्दर्य से, कुछ माता के स्नेहातिरेक 
के कारण (ये दोनों ही नेसगिक भ्रनुपात में हैं इसलिए काव्य के कलात्मक 
बिकास में सहायक भी) तथा शेष कुछ पिता के ग्रामाधिपति होने के कारण 
(यह्‌ एक आकिस्मक अथवा संयोगसिद्ध प्रसंग है, जिस पर श्रनावशयक भार 


१४६ महाकवि सूरदास 


कवि ने कभी नहीं चढ़ने दिया) प्रमुख रूप से सामने ग्राता हे श्रौर श्रन्त तक 
निसर्गतः प्रमुख हो रहता है । प्रसुखता तो काव्यों के सभी नायक-मात्र के 
लिए श्रावशयक होती है। किन्तु कृष्ण की प्रमुखता कुछ ऐसी विशेषताएँ 
रखती है जो ग्राध्यात्मिक काव्य के लिए श्रावशयक है । इनमें सबसे पहली और 
मुख्य विशेषता है चरित्र के अन्तर्गत एक रहस्यात्मक पुट । रहस्यात्मक पुट तो जो 
भी जितना चाहे रख सकता है ; किन्तु काव्य में मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता भी 
श्रतिशय आवश्यक होती है । इन दोनों का सामञ्जस्य स्थापित करने में ही 
घामिक श्रथवा श्राध्यात्मिक काव्य की सफलता हे । कोरे धर्मग्रन्थ और उन्नत 
घामिक काव्य में यही मुख्य श्रन्तर है कि एक में हमारे विइवास को श्रसीम 
मानकर बरता जाता हे श्रोर दूसरे में हमारे स्वस्थ मानसिक उपकरणों के साथ 
न्याय किया जाता है । लक्ष्य दोनों का एक ही होता हे--चरित्र की श्रलोकिकता 
की नियोजना करना, किन्तु इन दोनों की प्रणालियों में सारा श्रन्तर हुश्रा 
करता हे । 

जिन श्रसाधारण श्रौर क्षिप्रवेग से घटी प्रथम दिन की घटनाओं का 
विवरण हम दे चुके हैं, और साथ ही जिन मानसिक परिस्थितियों और प्रति- 
क्रियाश्रों का ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, उनके बाद कृष्ण-चरित्र की श्रसाधरणता 
के लिए ज़मीन तयार है, ऐसा कहा जा सकता है। देखना यह हे कि वह 
श्रसाधरणता श्रथवा रहस्यात्मकता कितने नेसगिक रूप से प्रस्फुटित होती है। 
कृष्णा-जन्म की बधाई बज चुकी है श्रोर विशेष उत्सव मनाये जा चुके हैं । 
्रम्तप्राशन श्रोर जन्म-दिन को तिथियाँ बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुई हैं। 
दिन-भर गाँव भर की भीड़ नन्द के ग्रांगन में रहा करती है, बालक कृष्ण की 
क्रौडाऐ देखने के लिए गोपियों का श्रावागमन लगा ही रहता है। नन्द का 
श्राँगन मणियों का बना है, खम्भे कंचन के हैं, इतनी श्रतिरिकत सोन्दर्य-योजना 
श्रासानी से खप जाती है । 

तोन वर्ष बीतते-ही-बीतते कृष्णा ग्रारम्भ करते हैं चोरी, घर के भीतर नहीं, 
बाहर समाज में चोरी, गोपियों के घर-घर में माखन श्रौर दहीं की चोरी 
झौर उत्पात। चोरी सामाजिक धारणा में एक अ्रपराध है, पाप हे । श्रोर 
गोपिकाश्रों को रोज-रोज तंग करना भी कोई सदाचार नहीं । पर ग्राम के 
वातावरण श्रोर गोपियों को मनस्थिति में बालक कृष्ण की यह सूति पाप- 
पुण्य-निलिप्त दीख पड़ती है । चोरी करते हुए भी बे गोपियों के मोद के हेतु 
बनते हैं श्रौर भ्रपने उत्पातों द्वारा उनके प्रेम के अ्रधिक निकट पहुँचते हैं । 
पापःपुण्य-निलिप्त इस शु द्धात. की प्रतिष्ठा बिना चोरी किये कसे होती ? 


ss _ 7 


कौव्य-सौन्दर्य १४७ 


श्रकमे के भीतर से पवित्र मनोभावना का यह प्रसार एक रहस्य की सृष्टि 
करता है । यह रहस्य प्रकृत काव्य-वर्णना का श्रंग बनकर ग्राया है. यही 
सूरदास की विशेषता हे । भक्ति-काव्य का यह कौशल ध्यान देने योग्य हे । 
कृष्ण के इस स्वाभाविक नटखटपन के साथ जिस रहस्य की सृष्टि हो 
गई है, कवि समस्त काव्य में उसकी रक्षा और प्रवद्धंन करता रहता है । स्वा- 
भाविकता में भ्रलौकिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य-साधना है। 
इस साधना में सर्वत्र वे सफल ही हुए हों, यह नहीं कहा जा सकता ; कहां: 
कहीं वे रूढ़ियों में भी फंस गए हैं, वहाँ काव्य का मनोवेज्ञानिक सूत्र खो गया 
है ; फिर कहीं-कहीं वे परम्परा-प्राप्त 'मान' श्रादि के विस्तृत विवरशों में इतने 
व्यस्त हो गए हैं कि उनका रहस्यात्मक पक्ष नीचे दब गया है, ऊपर श्रा गई 
है कोरी श्रौर स्थूल श्युद्भारिकता । में इन स्थलों को सूरदास के काव्य की 
श्रांशिक श्रसफलता मानता हूँ, किन्तु सफलता के स्थल श्रसफलता से कहीं श्रधिक हैं । 
यहाँ में श्रसफलता के कुछ हवाले दूंगा। कृष्ण के बाल्य-चरित्र में 
कतिपय राक्षसों और राक्षसिनियों के वध किये जाने के श्राख्यान मिलते हैं । 
कतिपय विद्वानों ने इन श्राख्यानों में कृष्ण की शक्तिमत्ता का निदर्शन पाया 
है। जब से श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने शक्ति, सोन्दर्य_ श्रोर_शील की 


पराकाष्ठा राम के चरित्र में दिखाई है, तब से लोगों ने समझ लिया है कि ये 7 


तीनों गुण काव्य-चरित्रों . के लिए अनिवार्य है ्रोर जहाँ कहीं श्रवसर श्राए 
इनकी श्रोर इंगित कर देना चाहिए। यह भ्रान्ति कला को विवेचना में 


ग्रत्यधिक बाधक हुई है। केवल शक्ति को, सोन्दर्य की श्रथवा शील की ^__- 


पराकाष्ठा दिखाना किसी काव्य का लक्ष्य नहीं हो सकता । काव्य का लक्ष्य तो 
होता है, रस-विशेष की प्रतीति या ग्रनुभूति उत्पन्न क करना । इस काव्य-लक्ष्य 
को भूल जाने पर काव्य का समस्त कलात्मक और मनोवेज्ञानिक श्राधार ढह 
पड़ता है । फिर तो किसी पात्र में किन्हों गुणों की योजना कर देना--वे गुण 
चाहे. काव्य-शैली से प्रभावोत्पादक श्रथवा विश्वसनीय बनाये जा सके.हों या 
नहीं--कवि-कर्म समझा जाने लगता हे । वह कलात्मक ग्रोर काव्यात्मक हवास 
का लक्षण है । कृष्ण के साथ बाल्यावस्था में राक्षस-वध' की जो ग्रलोकिक 
लोलाएं जुड़ी हुई हैं, जब तक उनका संकेतात्मक मानसिक ग्राधार नहीं मिलता, 
तब तक काव्य की दृष्टि से उनका कया मूल्य है ? कोई यह नहीं कह सकता 
कि कृष्ण ने वास्तव में वे कार्य नहीं किये थे, किन्तु काव्य-कृति के लिए यह 
ग्रावशयक हो जाता है कि श्रसम्भव के श्राधार पर वह श्रपना कार्य श्रारम्भ न 
करे । प्रतीति के लिए उन मानस-सूत्रो का संग्रह श्रावश्यक है जो उत्त घटनाओं 


१४८ महाकावि सूरदास 


को विश्वसनीय ही नहीं, वास्तविक भी बना सके । काव्य में किसी चरित्र के 
साथ किसी गुण की पराकाष्ठा नियोजित करना पर्याप्त नहीं हे ; उसकी प्रतीति 
की परकाष्ठा भी नियोजित करनी होती है। 

कई राक्षस पक्षी, बछडे, गधे प्रौर श्रांधी ग्रादि का वेश बनाकर 
आए थे, कृष्ण के द्वारा उनका पछाड़ा जाना स्वाभाविक रूप से चित्रित है; पर 
कतिपय ग्राख्यानों में सुरदास जी ने परम्परा का पालन-भर कर दिया है, कथा 
को कला का स्वरूव देने की चेष्टा नहीं की । ब्रह्मा द्वारा बछड़ों के हरे जाने 
पर नये .बछड़े और गोप-बालक उत्पन्न करने वाला ग्राख्यान, पुतना-वध तथा 


_ ऐसे ही भ्रन्य कतिपय प्रसंग ्रपना सम्यक्‌ मनोवंज्ञानिक श्राधार सुर के काव्य 


में नहीं पा सके हैं। इन्द्र का देवताग्रों-सहित कृष्ण के पास ब्रज भ्राता केवल 
पौराणिक चित्रण हे । 

इसी प्रकार सुरदास जी के द्वारा चित्रित गोपिका-मान-प्रसंग को भी 
लीजिए । सुरदास जी ने उसका मूलगत रहस्यात्मक श्राशय खूब भ्रच्छी तरह 
समका था । उन्होंने श्रारम्भ में बड़े सुन्दर ढंग से इस रहस्य की सुचना दी हे । 
राधा का मान वास्तव में श्रान्ति-सूलक था । उन्होंने कृष्ण के हृदय में अपनी 
परछाहीं देखकर यह समझ लिया कि इनके हृदय में कोई दूसरी गोपी बसती 
है । बस इसी कल्पना के ग्राधार पर वे रूठ गईं । कवि का. प्रारम्भिक श्राशय 
यह दिखाना रहा है कि गोपियाँ राधा की ही परछाहीं या ध्रतिख्प हैं । कृष्णा 
का उनसे सम्पकं राधा के प्रति ही सम्पकं है। सोलाह हजार एक सो श्राठ 
गोपिकाश्रों से कृष्ण का सम्बन्ध दो दृष्टियों से प्रदर्शित है । एक तो कृष्ण के 
प्रेम की व्यापकता ग्रौर सार्वजनीनता दिखाने के लिए (जिसमें ऐन्द्रिय भाव 
संस्कृति श्रौर कलात्मक उद्यमों, नृत्य, गीत भ्रादि में लीन हो जाय) और दुसरा 
कृष्ण-चरित्र को निसर्गतः रहस्यात्मक श्रथवा भ्रलौकिक स्तर पर पहुँचाने के 
लिए । किन्तु हुआ क्या ? हुआ यह कि काव्य में कृष्ण का बहुनायकत्व ही 
प्रधिक: उभर उठा हे । रहस्यात्मक पक्ष पिछड़ गया । कृष्ण एक-एक रात एक- 
एक गोपी के साथ व्यतीत करते श्रौर प्रातःकाल रक्तिम नेत्र, विचित्र वेश बना- 
कर दूसरी गोपिका के घर पहुंचते हैं। वहाँ उनका जैसा स्वागत होना चाहिए 
वसा ही होता हे ! फलतः, यहां कृष्ण थोड़ी सी निलंज्जता भी धारण करके 
स्थिति का सामना करते हैं । एक तो इस प्रसंग को इतना गअनावइयक विस्तार 
दे दिया गया है कि मूल भाव संभाले नहीँ सेंभला और दुसरे इसकी वर्णना 
में रहस्यात्मक व्यभिचार (सब गोपिकाग्रों से, जो वास्तव में एक ही गोपी की 
प्रतिरूप है, समान प्रेम) ने स्थूल जारत्व का रूप धारणा कर लिया है। मेरे 


~ 


काव्य-सौन्दय १४६ 


बिचार से सूरदास की कला इस प्रसंग में उस उच्च उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर 
सकी है जिसके लिए इस प्रसंग की नियोजना की गई थो । यहाँ वह श्रपने 
उच्च लक्ष्य और समुन्नत मानसिक धरातल से स्खलित हो गई है । 

इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि इस प्रसंग को यहाँ रखने का 
उद्देश्य केवल कृष्ण की इस प्रतिज्ञा की पुति करना है कि जो कोई उन्हें 
जिस भाव से भजता है उसको वे उसी भाव से मिलते हैं। सब गोपिकाश्रों ने 
मिलकर उन्हें पति रूप में भजा था; इसलिए सबके प्रति वे समान व्यवहार 
दिखाना चाहते है । किन्तु इस प्रतिज्ञा को इस हद तक खींचना ठीक न होगा 
कि काव्य में कृष्ण व्यभिचारी ग्रौर कामुक के रूप में दिखाई देने लगें । गोपि- 
काश्नों की कामता-पूर्ति बड़े सुन्दर, स्वाभाविक श्रौर रहस्यात्मक रूप में रास- 
रचना हारा हो चुकी थी। बाह्य ऐच््रिय सम्बन्ध को झब्दशः पुरता तक 
पहुँचाना सुरदास-जैसे उच्चकोटि के कवि का लक्ष्य नहीं हो सकता । मालूम 
होता है उस युग की बहु-पत्नी-प्रथा के दुष्परिणाम से सूरदास जी का काव्य 
भी कोरा न रह सका । 

किन्तु ऐसे स्थलों को हम श्रपवादस्वरूप ही ले सकते हैं। मुख्यतः सूरदास 
जी की कला उदात्त मानसिक भूमि पर खड़ी है। भ्रवश्य कई बार राधा 
ग्रौर कृष्ण के प्रेम-प्रसंगों में शारीरिक संयोग की भी चर्चा श्राई है (हमारे 
देहा के कवियों ने प्रेम के इस परिपाक को स्वाभाविक सानकर स्वीकार किया 
है, 'रोमांटिक' ढंग से किनारा काटने की प्रथा उनकी नहीं थी) पर ये स्थल, 
काव्य में अन्य स्थलों की भाँति ही प्रसंगतः ग्रा गए हैं, इनके लिए कतिपय 
ग्रतिवादी कवियों की भांति कोई खास तेयारी सूरदास जी ने नहीं को है। 

मेरी पनी धारणा यह श्रवश्य है कि सूरदास जी को एसे स्थल बचा 
जाने चाहिएँ थे, श्रथवा संकेत से काम ले लेना था; क्योंकि धार्मिक काव्य के 
रचयिता को सामाजिक मर्यादा श्रधिक बरतनी होती है। फिर भी में यह 
कहूँगा कि स्नायुश्रों को विकृत कर देने वाली श्राजकल की दीघंसूत्री प्रनुराग 


ˆ चर्याओं की भ्रपेक्षा सूरदास जी का उपक्रम फिर भी बुरा नहीं । अवश्य उन्हें 


प्रेस या श्रनुराग की यह परिणति दिखाने से कोई नहीं रोकता । (बल्कि यह 
ग्राज के समाज के लिए किसी प्रंश तक उपयोगी भी है); किन्तु शिष्टाचार के 
विचार से ऐसे प्रसंगों को मर्यादा की सीमा रखना था। सर्वत्र सूरदास जी ने 
ऐसा नहीं किया है, उनके समय की काव्य-परिपाटी में, जान पड़ता है, इस 
प्रकार कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 

ऐसे ही, चीर-हरण के भ्रवसर पर कृष्ण के मुख से गोपियों से यह कह- 


१५० महाकवि सूरदास 


८ लाता कि तुम हाथ ऊपर करके जल से निकलो श्रोर भ्रपने-ग्रपने वस्त्र लो, सूर- 
दासजी की सुरुचि का परिचायक नहीं है । सच्चे प्रेम की अगोपनीयता प्रकट 
करने के लिए कवि के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, यह में नहीं कह 
सकूंगा । उनके उद्देश्य के सम्बन्ध में शंका न रखते हुए भी यहाँ उनकी शैली को 
में निर्दोष नहीं कह सकता । 

पर जसा कि में कह चुका हूँ, ये इने-गिने स्थल श्रपवादस्वरूप ही हैं भ्रोर 
सूरदास जी के बृहत्‌ काव्य पर कोई गहरा धब्बा नहीं लगाते । जो धब्बे हमें 
ग्राज की दृष्टि से दीख भी पडते हैं वे सम्भव है किसी युग-विशेष में क्षम्प भी 
हों । कम-से-कम यह तो कोई नहीं कह सकता कि सूरदास जी के काव्य में 
चित्रित राधा श्रौर कृष्ण का प्रेम ग्तिरिक्त भावात्मक उद्रेक या उबाल का 
द्योतक है ग्रथवा उसमें निःशक्त कामुकता या दमित वासना के लक्षण हैं। 
यदि यह त्रुटि नहीं है तो श्रौर सब ग्रारोप गौण हो जाते हैं। यदि श्रनुराग के 
प्रारम्भ में तीव्र श्राकषंण, ऐकान्तिक मिलनेच्छा और सामाजिक मर्यादालंघन 
की प्र रणाएँ काम करती हैं तो प्रथम मिलन के पश्चात्‌ तत्काल ही राधा में 
प्रेमगोपन-चातुरी, वाग्विलास श्रादि की सामाजिक भावना जाग्रत हो जाती है 
जो प्रम के स्वस्थ विकास का परिचायक है। 

ग्रब में कृष्ण की माखन-चोरी वाले प्रसंग पर छूटी हुई सुरसागर की 
अपनी सरसरी आलोचना के सुत्र को फिर से पकड़ लू । में कह चुका हूँ कि 
यह प्रसंग जहाँ एक ग्रोर गोपियों के स्नेह की सहज धारा प्रवाहित कर देता है 
वहीं यह पाप-पुण्य निर्लिप्त कृष्ण के उपास्य और रहस्य शुद्धाहत बाल-रूप का 
भी उद्घाटन करने में सहायक हुआ है । 

इसके पश्चात्‌ सुरदास जी निरन्तर नायक (कृष्ण) का सहज श्रौर साथ 
ही रहस्यमय गौरव दिखाते हुए काव्य श्रौर उपासना की दोहरी श्रावश्यकता- 
पृत्ति करते गए हैं। माखन-चोरी का ही वयःप्राप्त स्वरूप कृष्ण की दान-लीला 
में दिखाई देता है। यहाँ प्रेम-कलह.के खुले हुए हृश्य हमें दिखाई देते हैं । 
कृष्ण के दधि-दान (दधि पर लगने वाला कर) माँगने पर गोपियों को कृष्ण _ 
से उलकने, वाक्युद्ध करने, धमकी देने और बदले में धमकी पाने का भ्रवसर 
मिलता हे । अन्त में एक ग्रोर राधा श्रौर उनकी सब सखियाँ तथा दुसरी श्रोर 
कृष्ण श्रौर उनके सब सखा खुलकर आपस में कहा-सुनी करते हैं। हाथा-पाई 
की नोबत भी श्राती है पर ग्रन्त में गोपी-दल सखा-समेत कृष्ण को भरपुर 
माखन-दधि-दान कर, श्रपने सामने भोजन करा निवृत्त होता है। गोपियों के 
प्न म की यह दुसरी बड़ी स्वीकृति कृष्णा ने दी है। 


काव्य-सोन्द्य १५१ 


.इसके पूर्व ही राधा का कृष्ण से परिचय-समागम हो चुका है । राघा की 
भावी सास (यशोदा) ने उसकी माँग गूथी और नई फरिया (बिना सिला 
लहेंगा) भेंट को है। श्रांचल में मेवे डाले हैं। राधा की माता को पुत्री के 
सामने गाली दी (विनोद-वचन कहे) श्रौर पिता को भी, जिस पिछले का 
बदला वह राधा के द्वारा ही पा चुकी है। फिर उसने सूर्य की भ्रोर भ्रांचल 
पसारकर उनसे आशीर्वाद माँगा है कि नई दम्पति का कल्याणा हो । 

इस रमणीय प्रेम और गाहुंस्थ्य प्रसंग को पुनः रहस्य की ग्राभा से श्रनु- 
रंजित करने के लिए. सुरदास जी ने समस्त कुमारिकाग्रों से कात्यायनी ब्रत 
कराया श्रौर पति-रूप में कृष्ण को पाने की कामना करके कातिक चतुदंशी को 
उपवास श्रोर रात्रि-जागरण के पश्चात्‌ पुर्णमासी को यमुना-स्तान करते हुए 


- दिखाया है । यही श्रवसर चीर-हरणा का है। 


भागवत्‌ में राधा का व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाया है, इसलिए वह 
व्यक्तिगत प्रेमालाप, बैवाहिक लोकाचार श्रादि का श्रवसर ही नहीं श्राया । 
बिना व्यक्तित्व के प्रेस की प्रगाढुता कसे प्रकट होती? सुरदास जी ने इस श्रंश 
की सम्यक्‌ पूर्ति की श्रौर फिर भागवत्‌ की ही भाँति उपास्य कृष्ण की भी 
स्थापना कर दी । जिस कौशल के साथ राधा ग्रौर कृष्ण के एकनिष्ठ, व्यक्ति- 
गत, प्रगाढ़ प्रेम-सम्बन्ध को सामूहिक स्वरूप सूरदास जी ने दिया है, कृष्ण को 
प्रेमसूति को जिस चातुरी के साथ समाज-व्यापी श्राराधना का पात्र बना दिया 
है, धार्मिक काव्य के इतिहास में उसके जोड़ को कोई वस्तु शायद हो मिले । 

कृष्ण के सौन्दर्य को राधा की भ्रनुरबत हृष्टि ने रहस्यमय बना दिया है, 
गोपियाँ जब कि कृष्ण के ग्रंग-ग्रंग के सौन्दर्य का वर्णन करती हैं तब राधा 
कहती हैं मैन तो कृष्ण को देखा ही नहीं। एक अंग पर हृष्टि पड़ते ही श्राँखें 
भर श्रातो हैं। सारे ग्रंगों को देखने को कौन कहे ? उनके भ्रंगों पर कभी 
निगाह ही नहीं ठहरती। सौन्दर्यं भी प्रतिक्षण भ्रौर ही रूप धारण कर 
लेता है। यह रहस्यमय सोौन्दयं-दशंन है, जिसकी शिक्षा गोपियाँ राधा से 
लेती हैं । 

राधा तो कृष्णा-प्रम की प्रयोगकर्त्रों हैं। वे स्वतः प्रेम की श्राकर हैं। 
किन्तु सुरदास जी का प्रयोजन एक-मात्र श्राकर से हो नहीं सिद्ध होता; वे घर- 
घर उस श्राकर का प्रसार भी चाहते हैं। एतदर्थ राधा की सखियों की नियो- 
जना की गई है, जो प्रयोगकर्त्री राधा के सन्देश को शतशः प्रणालियों से सारी 
दिशाश्रों में फेला देती हैं । ब्रज की रज-रज में कृष्णा-प्रेम की सुगन्धि व्याप्त हो 
गई है । भक्ति की बेल इसी रज में से ग्रंकुरित होती, बढ़ती श्रोर छा जाती हैत 


१५२ महाकवि सूरदास 


राधा श्रीकृष्ण की भक्त हैं ग्रथवा प्रेमिका ? सुरसागर में वे सर्वत्र कृष्ण 
४ की समानाधिकारिणी प्रेमिका हैं । उनकी श्री-शोभा पर कृष्णा मुग्ध हैं । कृष्ण 
के रूप-लावण्य पर राधा रीझी हैं। क्या यह भक्ति का सम्बन्ध है? नहीं यह 
प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध है। किन्तु इसी प्रेमी-प्रेमिका-सम्बन्ध का जब 
समाजीकरण होता है, जब प्रत्येक गोपी राधा बनकर कृष्ण की श्राराधना 
करती है तब स्वभावतः भक्ति का श्रागमन होता है। प्रेमी कृष्ण के द्वारा ही 
श्राराध्य कृष्ण की स्थापना सुरदास जी ने जिस सुचारू कोटि-क्रम से कराई है, 
वह काव्य-जगत्‌ में एकदम अनोखा है । 
रास वह स्थल है जहाँ प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध समाज-व्यापी होकर 
रहस्यमयी भक्ति में परिणत हो जाता हे । श्रीकृष्ण सहस्नों गोपिकाश्रों के साथ 
रास में सम्मिलित होते श्रौर सबकी कासना-पुति करते हैं । यहाँ प्रेमिका की 
व्यक्तिगत सम्बन्ध-धारणा और तज्जन्य गर्व का निराकरण भी किया गया है। 
राधा यह सम्बन्ध-धारणा रखती थीं, इसलिए कृष्ण कुछ काल के लिए ग्रन्त- 
ध्यान हो जाते हैं। जब राधा को यह गर्व दूंर होता है तब कृष्ण पुनः उनके 
सामने जाते हैं। 
प्र मी-प्रेमिका-सम्बन्ध की यह श्रन्तिम परिणति ध्यान देने योग्य है । यह 
56 ब्यक्तिगत सम्बन्ध का पूर्ण समाजीकरण है, जिसे हम भक्ति कह सकते हैं। 
रास में श्रसंख्यों गोपियों का भाग लेना, नृत्य-गीत ग्रादि के द्वारा सबकी 
कामना-पूरति, रहस्यमय रूप से सारी मंडली का कृष्णा-केन्द्र से सम्पृक्त हाना 
ग्रौर फिर रास में कृष्ण के वंशी-वादन का प्रभाव--पाषारों का द्रवित होना, 
यमुना की गति का स्तंभित होना, चन्द्रमा का ठहर जाना--सभी एक ही लक्ष्य | 
की ओर इंगित करते है; सान्त का ग्रनन्त में, व्यष्टि का समषिट में पर्यवसान । 
इसलिए कृष्ण का रास श्रनन्त कहा गया है। यह वह ग्रादर्शं स्थिति है जिसमें 
पूर्ण सामरस्य की स्थापना हो गई है, विक्षेप का कहीं भ्रस्तित्व नहीं । संकीर्णता 
के हेतुभूत गव ग्रौर भ्रहंकार गलित हो गए हैं, घुलकर बह गए हैं श्रौर धुलकर 
निकली है दुग्घ-घवल शरच्चन्द्रिका में सब प्रोर छिटक रही उज्ज्वल कृष्ण- 
भक्ति । 
यह न समझता चाहिए की हम श्राये दिन बाजारों में रास-लीला-सम्बन्धी 
जो भद्दे चित्र देखा करते हैं, वही सूरदास का भी रास है । रास नाम तो दोनों 
में समान है; किन्तु उसके अंकन में सुरदास जी की समता करना साधारण 
चित्रकारों का काम नहीं। रास की वर्णना में सुरदास जी का काव्य परिपूर्ण 
श्राध्यात्मिक ऊँचाई पर पहुंच गया है । केवल श्रीमदभागवत की परम्परागत > | 


काव्य-सौन्द्य १५३ 
श्रनुकृति कवि ने नहीं की है, वरन्‌ वास्तव में वे श्रनुपम श्राध्यात्मिक रास से 
विभोहित होकर रचना करने बैठे हैं । उन्होंने रास की जो पृष्ठभूमि बनाई हे, 
जिस प्रशान्त और समुज्ज्वल वातावरण का निर्माण किया है, पुनः रास की जो 
सज्जा, गोपियों का जैसा संगठन और कृष्ण की श्रोर सबकी दृष्टि का केन्द्री- 
करण दिखाय। है और रास की वर्णना में संगीत की तल्लीनता श्रौर नृत्य की 
बंधी गति के साथ एक जागरूक ग्राध्यात्मिक सूच्छंना, श्रपुर्व प्रसन्नता के साथ 
प्रशान्ति श्रोर दृश्य के चटकीलेपन के साथ भावना की तन्मयता के जो प्रभाव 
उत्पन्न किए हैं, वे कवि की कला-कुशलता और गहन श्रंतद्‌ ष्टि के चोतक हैं। 
उनके काव्य-चमत्कार की तुलना में बाजारू चित्रों को रखना, मणियों का मूल्य 
झूठे मोतियों द्वारा श्राकना है । 

रास के पश्चात्‌ विशेषतः मान का वर्णन कवि ने किया है, जिसके सम्बन्ध 
में हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। मात का हेतु है राधा का श्रन्य गोपियों से 
अपने को पृथक्‌ समझना, जब कि कवि की रहस्योन्षु कला में वे राधा की 
प्रतिच्छाया-सात्र हैँ । इस लीला का श्राय इस रहस्य को मुखरित करना ही 
था; किन्तु वर्णन की श्रतिरंजना में कवि कां मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया और 
राधा की ्रान्ति के स्थान पर कृष्ण का भ्रपराधी रूप ही उभर ग्राया हे ! 
निचय ही यह कवि की भावना के अनुरूप सृष्टि नहीं है । 

कला की दृष्टि से मान-प्रसंग का एक दूसरा प्रयोजन राघा के व्यक्तित्व 
की, विशेषतः उसके सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना भी हो सकता हे--वह सौन्दर्य 
जिसका ग्राकर्षण कृष्ण को भी विश्रान्त कर देता हे (गोपियों की तो हस्ती 
ही क्या ?) । श्रौर वह व्यक्तित्व, जिसके सामने कृष्ण भो झुककर प्रार्थी होते 
हैं । किन्तु इस प्रयोजन की पात के लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं कहा जा 
सकता । इसमें राधा का सोन्दर्याकषंण यद्यपि प्रमुख हुआ हे, किन्तु उससे भी 


. प्रमुख हो गई हे उनकी गोपियों की प्रति ईर्ष्या । क्या कवि का यह उद्देश्य 


(ईर्ष्या को प्रमुखता देना) हो सकता है ? 

उच्च कला और सोन्दर्य-स्थापना की दृष्टि से इसका समर्थन नहीं किया 
जा सकता, यद्यपि एक प्रकार के श्रद्धालु यह कहेंगे कि राघा की ईर्ष्या उनके 
अन्य गोपियों की श्रपेक्षा सुन्दर सज्जा करने श्रौर कृष्ण-प्रेम की एकान्त 
्रधिकारिणी बनने में सहायक हुई है। उस समर्थक वर्ग को दलील भो हम 
सुन चुके हैं जो यह कहता है कि प्रत्येक गोपी ने जिस-जिस भाव से कृष्ण को 
भेजा उसकी पूर्ति उन्होंने की। उन्हीं में के कुछ यह भी कहेंगे कि बिना 
शारीरिक संयोग के गोपियों में उस विरह को जागृति दिखाना सम्भव न था 


र 


१५४ महाकवि सूरदास 


जो कृष्ण के मथुरा-गमन के पश्चात्‌ समस्त ब्रज में छा गया हे । इस प्रकार को 
विचारणा उस विशेष वर्ग को हैं जो तांत्रिक रहस्यवादी पद्धतियों का अनुयायी 
है । मेरे विचार से श्रेष्ठ कला श्रौर दर्शन की श्रावइयकताएँ इससे भिन्न हैं । 
सान-मोचन के बाद ही वसन्त श्र होली के श्रवसर श्रते हैं, जिनमें 
सामुहिक गान, वाद्य श्रौर छीना-झपटी के चटकीले और रंगीन दृश्य दिखाई 
देते हैं। इसके पश्चात्‌ सागर-स्नान श्रौर स्नानान्तर स्वच्छ नूतन वस्त्र धारणा 
करना और फिर पुष्पमालाश्रों से श्राच्छादित स्वर्ण-हिडोल में गोपियों से परि- 
वेष्टित राधा-कृष्ण की कूलती हुई ऐश्वर्यशालिनी भाँकी । यहीं कृष्ण की 
ब्रज-लीला समाप्त होती हे । पर्दा गिरता हे । प्रशान्त ्रोजस्विता श्रौर प्रसन्न 
समादर के प्रभाव लेकर दर्शक-मंडली (ब्रज की गोप-गोपियाँ) घर लोटतो हैं । 
इस अवसर पर जब ब्रज में सब ग्रोर सुख-समृद्धि छा गई हैं ग्रौर हिडोल- 
स्थित राधा-कृष्ण की किशोर मूर्ति चरम श्राकर्षण का विषय बन चुकी है, एक 
ऐसी निष्क्रियता श्रौर श्रात्मनिद्रा की सम्भावना है जो स्वभावतः ऐसी परि- 
स्थिति में उत्पन्न होती है । शेषशायी भगवान्‌ नारायणा के-से दिव्य किन्तु 
प्रस्थिर श्रौर गतिहीन स्वरूप का उद्घाटन करना सुरदास की कला का लक्ष्य 
नहीं था, नहीं तो वे इसी स्थान पर श्रपना काव्य समाप्त कर देते । पर वे सारे 
ब्रज-भण्डल को चौंका देते हैं, कृष्ण के मथुरा जाने की सुचना देकर । श्रसम्भा- 
बित रूप से एक ऐसा भोंका भ्राता है जो सुख के प्रशांत पारावार को दुःख की 
तरंगों से ग्रभिभूत कर देता है। सब-के-सब चकित हो रहते हैं श्रोर कर्तब्य 
शून्य होकर क्षोभ के महानद में डूबते-उतराते हैं । काव्य में जीवन की प्रगति 
का यही स्वरूप है । कृष्ण का कार्य भ्रब ब्रज में नहीं, मथुरा में है । इसलिए वे 
समस्त काम्य-सम्बन्धों श्रौर प्रेम-बन्धनों को दूसरे ही क्षण तोड़ देने को (हृदय 
पर पत्थर रखकर) तयार हो जाते हैं। , 
विजय का पुणे विश्वास प्रतिक्षण मन में रखते हुए भी (ग्र्थात्‌ भीतर से 
निश्चित होते हुए भो) बाहर विकट संघर्षो का सामना कृष्ण को करना पड़ता 
है । वे सच्चे श्रथ में क्रांतिकारी का श्रात्म-विइवास श्रौर उसी की-सी कष्ट- 
सहिष्णुता लेकर इस नये नाट्य में प्रवेश करते हैं। श्रदने-से-अ्रदना कार्य वे 
अपने हाथों करते हैं (क्योंकि वे किसी समृद्ध सेना के नायक नहीं, नये क्रांति- 
कारी हैं) श्रौर भ्रदनी-से-प्रदनी बात सुनने को तयार रहते हैं। सुरसागर के 
इस प्रसंग को देखने पर इसकी श्रद्भत समानता उन रचनाग्रों से देख पड़ती हैं, 
जिनमें प्रचलित समाज-व्यवस्था भ्रथवा राज-व्यवस्था के विरुद्ध क्रांतिकारी चरित्रं 
की श्रवतारणा की गई है । रजक के साथ कृष्णा का झगड़ा, उससे कपड़े छीन- 


= 


$ sheen) 


> ७ अल 


ss) = स्स्स के 


काव्य -सौन्दय १५५ 


कर श्रपने साथियों को पहनाना (बहाना यह कि राजा के दरबार में मेले कपड़े 
पहनकर कंसे जायें !) पाइ्चात्य क्रांतिकारी प्रसंगों की याद दिलाता हे । 
मल्ल-युद्ध के पूर्व कूबरी का मिलना श्रौर तिलक सारना एक एसा विचित्र ग्रौर 
शुभसूचक मनोवंज्ञानिक उपादान है जो श्राधुनिक ऋांतिमूलक रचनाग्रों में भी 
किसी-न-किसी रूप में मिल जाता है । कंस-वघ के पञ्चात्‌ कृष्ण सबसे पहले 
कूबरी के घर जाकर ही उसका स्वागत-सत्कार ग्रहण करते हैं। कंस के दुरा- 
चारों के भार से दबकर ही मानो वह कूबरी हो गई थी श्रौर कृष्ण के प्राते 


* ही वह सुन्दर श्रंगों बाली हो जाती है ! 


यहाँ, . ब्रज में कृष्ण कितने कोमल प्रेम-तनतुग्रों को छिन्न-भिग्न कर गए 
हैं, इसका कुछ भ्रन्दाज गोपियों की विरह-कातर पुकार से लग सकेगा । ग्राज के 
समीक्षक को यह एतराज है कि कृष्ण के कुछ मील दूर, मथुरा जाने पर 
गोपियों के रोने-धोने का इतना बड़ा पारा सूरदास ने क्‍यों तैयार किया ? 
यही नहीं, सूरसागर काव्य के जो सर्वोत्कृष्ट स्थल हैं--वंशी को लक्ष्य करके 
दिये गए सँकड़ों उपालंभ, जिनमें सूक्ष्म प्रेम-भावना भरी हुई है; नेत्रों पर किये 
गए श्रनेकानेक आरोप, जिनमें रहस्यात्मक सोन्दर्य-व्यञ्जना है; इन श्रालोचकों 
को व्यर्थं की मानसिक उधेड़-बुन ग्रौर एक श्रतिभावुक युग का काव्यावशेष 
समझ पड़ता है । किन्तु यह समझ एकदम भ्रांत है । ्रसल में इन्हीं वर्णनाग्रों 
में जो कवि की उत्कृष्ट तल्लीनता ग्रौर सूक्ष्स मानसिक पहुंच तथा ग्रधिकार 
को द्योतक है, कवि ने कृष्णा के रहस्यमय स्वरूप का निर्देश किया है, वह 
स्वरूप जो भक्ति का ग्राधार भ्रोर भक्तों का इष्ट हे । भक्ति झर भकत का 
नाम सुनकर कोई मिथ्या धारणा नहीं बना लेनी चाहिए । में कह चुका हूँ कि | 
व्यक्तिगत प्रेम का सामूहिक सामाजिक स्वरूप ही भक्ति है श्रौर साथ ही में 
कवि सूरदास की उन काव्य-चेष्टाग्रों को भो कुछ सूचना दे चुका हूँ जिनमें 
उन्होंने इस समाज-व्यापिनी कृष्ण-भक्ति की नियोजना की है । इन्हीं चेष्टाग्रों 
के सर्वश्रष्ठ भ्रंश वे हे जिन्हें उपर्युक्त भ्रालोचक मानसिक विज॒म्भणा कहकर 
टाल देना चाहते हैं । पर इस प्रकार वे टाले नहीं जा सकेंगे । “व्यक्त सॉन्दयं की 
जो श्रव्यक्त श्रौर निगूढ़ ग्रन्तर्गतिधाँ कवि ने दिखाई हैं, वे कृष्ण को रहस्यमय 
स्वरूप प्रदान करती हैं। इसी रहस्यमय स्वरूप से उपास्य कृष्ण की प्रतिष्ठा 
होती है । जो प्रेम-प्रसंग व्यक्तिगत श्रोर बाह्य घटनाओ्रों से प्रकट हैं उनका 
उपयोग भो क्रमश: ्रनिर्वचनीय, रहस्यमय, सामूहिक प्रेम (भक्ति) की श्रभि- 
व्यक्ति के लिए ही होता है। सूरदास की यही मुख्य काव्य-साधना है । 

ब्रज रहते, कृष्ण का जो प्रेम, गोपियों में इधर-उधर बिखरा था, अब 


/ 


१५६ महाकवि सूरदास 
उनके मथुरा जाने पर, बह छनकर एकत्र हो रहा है । गोपियों के विरह-गीतों 
में उसका समाज-व्यापी स्वरूप घारण करना जारी है । मिलने के 'श्रवसर पर 
जो रहे-सहे भेद-भाव थे, वे भो ग्रब मिट गए हैं (जिन लोगों ने यह शंका की 


है कि सूरसागर में सोलह हजार गोपिका-सहचरियों से कृष्ण का प्रेम-सम्बन्ध 


क्यों दिखाया गया है, उन्हें ऊपर के उत्तर से समाधान कर लेना चाहिए) । 
प्रेम-भावना श्रपना रहस्यमय सामाजिक स्वरूप धारण कर रही है । 
और जब उद्धव निर्गुण का संदेश लाते हैं और गोपियाँ भ्रमर को सम्बो- 
घित करके उन्हें मर्म-स्पर्शी उत्तर देती हैं, तब तो रहस्य खुल ही जाता है। 
गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का तिरस्कार क्यों करती हैं ? क्योंकि वे जिसकी प्रेमिका 
या उपासिका हैं, वह निर्गुण से कया कम है ! निर्गुण से कया कम सुन्दर है, 
क्या कम श्रेष्ठ है ! जिसको योगी योग हारा समाधि साधकर प्राप्त करते हैं 
उसे ही (नामान्तर से) गोषियों ने प्रेम-परिचर्या से प्राप्त किया है। क्‍यों वे 
इसे छोड़कर उसे लें ? क्या विशेषता है उसमें जो इसमें नहीं हैं? कया रदस्य 
है उसमें जो इसमें नहीं है ? जो विशेषण उसके साथ लगते हैं वे सब इसके 
साथ भी लगते हैं। यह कोई व्यक्ति कृष्ण नहीं; यह तो रहस्यमयी परम सत्ता, 
परम उपास्य ही कृष्णा हैं। भ्रौर यहाँ सुरदास जी को श्रारम्भिक प्रतिज्ञा सार्थक 
हो जाती है: 
“ग्रविगत गति कछु कहत न ग्राव । 
सब विधि श्रगम विचारहि तातं सूर सग्रुन पद गावै ॥? 


श्रविज्ञात निर्गुण के समकक्ष विज्ञात सगुण कृष्णा के रहस्यमय पद सूरदास 
सुनाते हैं । 


